रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल-33001/99 


- 33001 / 99 


REGD. NO . D . L. - 33001/ 99 


पमा जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India , 


FLIBRARY 


NIMAR 
maanwar 


CAN PA 


AAKA 
modera - . M 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


PATRAL 8 . 


CENTRAT 


सं. 37 ] 
No. 371 


नई दिल्ली , शनिवार , सितम्बर 15 , 2001 / भाद्र 24 , 19234 
NEW DELHI , SATURDAY, SEPTEMBER 15 , 2001/ BHADRA 24 , 2 ~ - ~ 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके . - - - - 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation 


भाग II - खण्ड ३ . -- उप- खण्ड (i) 
PART II — Section 3 – Sub - section (i) 


भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालयों को छोड़कर ) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा विधि 
के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम ( जिनमें साधारण प्रकार के आदेश , उप -नियम आदि सम्मिलित हैं ) 
General Statutory Rules ( Including Orders, Bychaws ctc. of a general character ) issued by the Ministries of the 
Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the Central Authoritics (other than the 

Administration of Union Territories) 


गृह मंत्रालय 

नई दिल्ली, 6 सितम्बर , 2001 
सा . का . नि . 502. - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन 
असम राइफल्स में समूह ग सिविलियन अनुसचिवीय पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

___ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम राइफल्स फील्ड आफिसर्स ( समूह ग सिविलियन अनुसचिवीय 
पद ) भर्ती नियम, 2001 है । । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद - संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान. -- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा और अन्य अर्हताएं आदि . -- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित 
अन्य बातें होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । परन्तु यह और कि इन नियमों की अनुसूची में सम्मिलित किसी पद के 
लिए भविष्य में सीधी भर्ती केवल योधक की हैसियत में होगी । 

___ 4. आरंभिक गठन : समूह ग योधक पदों के पदधारी जो इन नियमों के आरंभ से पूर्व पदों पर नियुक्त थे, इन नियमों के अधीन नियुक्त 
समझे जाएंगे और उनके द्वारा उक्त पदों पर की गई सेवाएं अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए उनकी योग्यता के विनिश्चय के लिए संगणित की 
जाएंगी । 

5 . निरर्हता. - वह व्यक्ति, 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 
2741 01 / 2001 

( 2953 ) 


2954 


THE GAZETTEOFINDIA : SEPTEMBER 15, 2001/ BHADRA 24, 1923 


(PART II — Sec. 3(1)] 


- 


- 


- 


- 


6. शिथिल करने की शक्ति . - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो 
कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

___ 7. व्यावृत्ति . - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व 
सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करमा अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की वर्गीकरण वेतनमान चयन पद अथवा सेवा में जोड़े गए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
संख्या 

अचयन पद वर्षों का फायदा आयु - सीमा 

केन्द्रीय सिविल 
सेवा (पेंशन ) नियम , 
1972 के नियम 30 
के अधीन अनुज्ञेय 

है या नहीं 
1 2 3 

4 
1. ज्येष्ठ 33 * समूह ग 5000 - 150 - अचयन लागू नहीं होता लागू नहीं होता 
लेखापाल ( 2001 ) अराजपत्रित, 8000 रुपए 

" कार्यभार अननुसचिवीय 
के आधार 
पर परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


परिवीक्षा की अवधि , 
यदि कोई हो 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत 
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 

१ 
लागू नहीं होता 


8 


लागू नहीं होता 


10 
लागू नहीं होता 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / 
आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जायेगा 
प्रतिशतता 


11 


100 % प्रोन्नति द्वारा 


12 
असम रायफल्स के ऐसे प्रधान सहायक की पंक्ति को धारण किए हुए सदस्य 
जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्षनियमित सेवा की है , में से प्रोन्नति । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा 
आयोग से परामर्श किया जाएगा 


14 
लागू नहीं होता 


प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति : 
( क ) महानिरीक्षक ( मुख्यालय ) असम रायफल्स 
( ख ) उपमहानिरीक्षक ( प्रशासन ) असम रायफल्स महानिदेशालय 
( ग ) सहायक निदेशक ( प्रशासन ) असम रायफल्स महानिदेशालय 
( घ ) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदाय से एक समूह क 

अधिकारी 


- अध्यक्ष 
- - - सदस्य 
- सदस्य 


- सदस्य 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 15, 2001/ भाद्र 24, 1923 


2955 


चयन सह 
ज्येष्ठता 


लागू नहीं होता 


4500 - 125 
7000 रुपए 


लागू नहीं होता 


अराजपत्रित , 
अनुसचिवीय 


2. प्रधान 50 * 
सहायक ( 2001 ) 

* कार्यभार 
के आधार 
पर परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


11 


14 


12 
100 % प्रोन्नति द्वारा 

असम रायफल्स के उच्च श्रेणी सहायक की पंक्ति को धारण किए हुए ऐसे 

सदस्य जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्षनियमित सेवा की है , से प्रोन्नति । 
- - 

13 
प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति : 

लागू नहीं होता 
( क ) महानिरीक्षक ( मुख्यालय ) असम रायफल्स 

- - अध्यक्ष 
( ख ) उपमहानिरीक्षक ( प्रशासन ) असम रायफल्स महानिदेशालय - सदस्य 
( ग ) सहायक निदेशक ( प्रशासन ) असम रायफल्स महानिदेशालय - - सदस्य 
( घ ) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय से एक समूह क 
अधिकारी 

-- सदस्य 
1 2 

34 567 
3 . उच्च श्रेणी 352 * समूह ग 4000 - 100 

अचयन लागू नहीं होता लागू नहीं होता 
सहायक ( 2001 ) अराजपत्रित, 6000 रुपए 

* कार्यभार अनुसचिवीय 
के आधार 
पर परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


लागू नहीं होता 


10 
लागू नहीं होता 

लागू नहीं होता 

- 
12 
असम रायफल्स के निम्न श्रेणी सहायक की पंक्ति को धारण किए हुए ऐसे 
सदस्य जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है, से प्रोन्नति । 


11 


100 % प्रोन्नति द्वारा 


____ 14 
लागू नहीं होता 


13 
प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति : 
( क ) महानिरीक्षक ( मुख्यालय ) असम रायफल्स 
( ख ) उपमहानिरीक्षक ( प्रशासन ) असम रायफल्स महानिदेशालय 
( ग ) सहायक निदेशक ( प्रशासन ) असम रायफल्स महानिदेशालय 
( घ) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय से एक समूह क 

अधिकारी 


- अध्यक्ष 
- सदस्य 
- सदस्य 


--- सदस्य 


2956 


THE GAZETTE OFINDIA : SEPTEMBER 15 . 2001/ BHADRA 24, 1923 


PART II _ SIC 3 (i )] 


= = " . - -- - - 


- - -- - 


- 


- - 


- 


- - 


: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - -- 


- - - - 


- - - - - 


- - 


. 


- : 


. - 


- 


- 


- 


- - - - - 


लागू नहीं होता 


1 2 

3 4 
4 . अवर 862 * समूह ग 3050 - 75 - लागू नहीं होता 

श्रेणी ( 2001 ) अराजपत्रित, 3950- 80 
सहायक " कार्यभार अननुसचिवीय 4590 रुपए 

के आधार 


पर 


परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


18 से 25 वर्ष 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर जारी 
किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार । 
सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की 
जा सकती है । 
टिप्पण : - आयु सीमा अवधारित करने के 
लिएनिर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से 
आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई 
अंतिम तारीख होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख 
जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश , 
मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम , 
जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल 
प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा 
जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित 
की गई है ) । 


१ 


10 
लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


( क ) 10 + 2 या समतुल्य ( मैट्रिक/ एस. एस. एल. सी ./एच . 

एस. एल. सी. अंग्रेजी और गणित सहित उत्तीर्ण होना 

चाहिए ) । 
( ख ) 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में या 25 शब्द प्रति 

मिनट हिन्दी में टंकण गति । 


11 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


___ 14 
लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


[ फा . सं . I - 45028 / 28/ 99 - का , II ] 

एस . सी . सक्सेना, डेस्क अधिकारी 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

New Delhi, the 6th September, 2001 
G. S. R. 502. ---Inexercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President 
herebymakes the following rules regulating the method of recruitment to Group C Civilian Ministerial posts in the Assam 
Rifles under the Ministry ofHome Affairs , namely : 

1. Short title and commencement. - - (i) These rules may be called the Assam Rifles Field Officers (Group C 
Civilian Ministerial Posts )Recruitment Rules , 2001. 

( ii ) They shall come into force,onthe date of their publication in the Official Gazette . 

2. Number of posts, classification and scale of pay.--- The number of the said posts, their classification and the 
scale of pay attached thereto , shall be as specified in columns (2 ) to (4 ) of the Schedule annexed to these rules. 

3. Method of Recruitment, age limit, and other qualifications. The method of recruitment to the said posts , 
age limit , qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns ( 5) 10 (14 ) of the said 
Schedule. 


[ 471 II - tug 3 ( ) ] 


HR 


47 : fuper 15, 2001/ 4T5 24 1923 


2957 


" Provided further that direct recruitment in future against any post included in the schedule to these rules 
shall be in the combatised capacity only ". 


4 . Initial Constitutions — The incumbents of the posts of Group C combatiscd posts , who were appointed 
to the posts before the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules and 
the services rendered by them in the said posts shall be taken into account for deciding their cligibility for promotion 
to the next higher grade . 


5. Disqualification .— No person, -- 

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or 

(b ) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said posts : 

Provided that the Central Government may , if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any 
person from the operation of this rule. 


5 . Power to relax. -— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedicnt so to do , 
it may , by order , and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisionsof these rules with respect to any 
class or category of persons. 

6 . Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes , Ex- servicemen and 
other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in 
this regard . 


SCHEDULE 


Classification 


Name of 
the Post 


Number of 
Posts 


Scalc of 
pay 


Age limit for direct 
recruits 


Whether Whether benefit 
Selection of added years of 
post or non - service admissible 
Selection under rule 30 of 
posts 

the Central Civil 
Services Pension 
Rules, 1972 


3 


6 


Not applicable 


Non 
Selection 


Senior 33 (2001) 
Accountant * Subject to 

variation 
dependent 
on workload . 


Group C 
(Non 
Gazetted , 
Ministerial ). 


Rs. 5000 
150 
8000 


Not 
applicable 


Educational and other qualifications 
required for direct recruits 


Whether age and educational Period of 
qualifications prescribed for probation , 
direct recruits will apply in if any 
the case of promotees 


Method ofRecruitment, whether 
by direct recruitment or by 
promotion or by deputation / 
absorption and percentage of 
the posts to be filled by various 
methods 


8 


11 


Not applicable 


Not applicable 


10 
Not 
applicable 


100 % by promotion 


2958 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 15 , 2001/ BHADRA 24, 1923 


[PART II - SEC , 3 (1) ] 


- 


- 


- 


Ifa Departmental Promotion Committee 
exists , what is its composition 


In case of recruitment by promotion 
deputation /absorption , grades from 
which promotion /deputation / 
absorption to be made 


Circumstances in which 
Union Public Service 
Commission is to be 
consulted in making 
recruitment 


в 


14 


Not applicable 


Promotion for amongst the members 
of Assam Rifles holding the rank 
of Head Assistant with three years 
regular service in the grade. 


Departmental Promotion Committee for 
Considering Promotion 
(a ) Inspector General (HQs) Assam 
Rifles 

- - Chairman 
(6 ) DIG ( Admn.) Directorate General 
Assam Rifles 

Member 
Assistant Director (A ), Directorate 

Gencral Assam Rifles - Member 
(d ) One Group A Officer from SC /ST 
community 

- Member 


2 .Head 
Assistant 


Not applicable 


50 * ( 2001) 
* Subjcct to 
variation 
dependent 
on workload . 


Group C 
(Non 
Gazetted , 
Ministerial) 


Rs . 4500 
125 
7000 


Selection 
cum 
Seniority 


Not 
applicable 


X 


10 


Not applicable 


Not applicable 


100 % by promotion 


Not 
applicable 


14 


Not applicable 


Promotion from amongst the members 
of Assam Rifles holding the rank 
of Upper Division Assistant with five 
years regular service in the grade. 


Departmental Promotion Committee for 
Considering Promotion 
(a) Inspector General (HQs) Assam 
Rifles 

Chairman 
(6 ) DIG (Admn.) Directorate General 
Assam Rilles 

- Member 
(C ) Assistant Director (A ), Directorate 
General Assam Rifles 

Member 
(d ) One Group A Officer from SC / ST 
community 

- Member 


3. Upper 
Division 
Assistant 


Not applicable 


45 
Rs. 4000 Non -sclection 
100) 
6000 


352 * (2001) 
* Subject to 
variation 
dependent 
on workload . 


Group C 
(Non 
Gazetted , 
Ministerial) 


Not 
applicable 


- 


10 


11 


Not applicable 


Not applicable 


100 % by promotion 


Not 
applicable 


( 47 11 - 


3 (1) ] 


HRG 41795 : 


ER 15 , 2001/ 475 24 , 1923 


2959 


12 


13 


14 


Not applicable 


Promotion from amongst the members 
of Assam Rifles holding the rank 
of Lower Division Assistant with eight 
years regular service in the grade. 


Departinental Promotion Committee for 
Considering Promotion : 
(a ) Inspector General (HQs ) Assam 
Rifles 

- Chairman 
(b) DIG (Admn ), Directorate General 
Assam Rifles 

- Member 
(0 ) Assistant Director (A ), Directorate 
General Assam Rifles 

- Member 
(d ) One Group A Officer from SC /ST 
community 

- Member 


4 


5 


6 


7 


8 


4 . Lower 
Division 
Assistant 


2 
862* ( 2001) 
* Subject to 
Variation 
dopendent 
on workload . 


3 
Group C 
(Non 
Gazetted , 
Ministorial ). 


Rs. 3050 - Not 
75 - 3950 - applicable 
804590 


Not 
applicable 


18 to 25 years (a ) 10 + 2 or equiva 
(Relaxablo for Govt. lant (Matricula 
selvants upto 5 

tion /S $LC /HSLC 
years in accordanace to be pass with 
with the instruchons English and Math 
or orders issued by matics ) 
the Central Govern - (b ) Typing speed 30 
mont) 

words per minute 
Note : - The crucial in English or 25 
date for determining words in per 
the age limit shall be miniute in Hindi. 
the closing date for 
reccipt of applications 
from candidates in 
India (and not the 
closing date pres 
cribed for those in 
Assam , Meghalaya, 
Arunachal Pradesh , 
Mizoram , Manipur, 
Nagaland , Tripura , 
Sikkim , Ladakh Divi 
sion of Jammu and 
Kashmir Stato, I ahaul 
and Spiti district and 
Pangi Sub - Division 
of Chamba district 
of Himachal Pradesh , 
Andaman and 
Nikobar Islands or 
Lakshadweep . ) 


9 


10 


11 


Not applicable 


Two years 


12 
By direct 
recruitment 


Not applicable 


mo 


13 


14 


Not applicable 


Not applicable 


( Filo No. I. 45028 /28 /99 -Pers. II ) 
S . C . SAKSENA, Desk Officer 


2960 


THE GAZETTE OFINDIA : SEPTEMBER15, 2001/BHADRA 24, 1923 


[ PART II - SEC. 3( i)] 


नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2001 
सा . का . नि . 503.-- - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए असम रायफल्स में 
पशु चिकित्सा पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : - - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम रायफल्स पशु चिकित्सक ( यौद्धक )भर्ती नियम , 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : -- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतमान वह होगा, जो इससे/नियमों 
से उपाषद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 

___ 3 . भर्ती की पद्धति , आयु -सीमा, अर्हताएं आदि : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा , अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य 
बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5 ) से संभ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हताएं : - वह व्यक्ति 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से , जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन 
है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके , तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग 
या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6 . व्यावृत्ति : - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका 
केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों , 
भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


पदों की 
संख्या 


अनुसूची 
वेतनमान चयन - सह - ज्येष्ठता सीधे भर्ती किए जाने वाले 

या योग्यता के व्यक्तियों के लिए आयु सीमा 
आधार पर चयन 
अथवा अचयन पद 


सेवा में जोड़े गए वर्षों । 
का फायदा केन्द्रीय 
सिविल सेवा ( पेंशन ) 
नियम , 1972 के 
नियम 30 के अधीन 
अनुज्ञेय है या नहीं 


56 
8000 - 275 - लागू नहीं होता लागू नहीं होता 
13, 500 रु . 


लागू नहीं होता 


पशु चिकित्सक 1 * 

साधारण 
( 2001 ) केन्द्रीय सेवा, 
* कार्यभार समूह " क " 
के आधार राजपत्रित, 
पर परिवर्तन अननुमचिवीय 
किया जा अयोद्धक 

सकता है । 
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की अवधि , 
यदि कोई हो 


8 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


शैक्षिक अर्हताएं 
किसी विज्ञान मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा 
विज्ञान में बैचलर डिग्री । 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 15 , 2001 / भाद्र 24, 1923 


2961 


- 


- 


- - 


- - 


- - - -- -- - - 


भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न 
पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की 
प्रतिशतता 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति । 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा 


11 


12 


प्रतिनियुक्ति द्वारा । 


प्रतिनियुक्ति : 
( i ) सेना पशु चिकित्सक काडर के ऐसे अधिकारी जो समतुल्य या सदृश पद धारण किए हुए 

हैं और जिनके पास सीधे भी किए गए व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं । 
( ii ) प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
( iii ) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम 

तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी 
संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा 
आयोग से परामर्श किया जाएगा 


13 


14 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


[ फा. सं . I - 45028/ 40/ 2000 - का. - II ] 

एस. मी . सक्सेना, डैस्क आफिसर 


New Delhi,the 6th September, 2001 
G . S. R. 503.- - Inexercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President 
hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Veterinary Doctor in the Assam 
Rifles, namely : 

____ 1. Short title and commencement . -- (1) These rules may be called the Assam Rifles Veterinary Doctor 
(Combatised ) Recruitment Rules , 2001. 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 

2 . Number of posts , classification and scale of pay. The number of the said post , its classification and the 
scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 10 4 of the Schedule annexed to these rules . 

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc . — Themcthod ofrecruitment to the said post , agc 
limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specificd in columns 5 to 14 of the said Schedule . 

4. Disqualification.- - Noperson, 
• ( a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or 

( b ) who , having a spouse living, has entered into , or contracted a marriage with any person, 
shall not be eligible for appointment to the said post : 

Provided that the CentralGovernmentmay, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and there are other grounds for so doing , exempt any person from the operation of this rule . 

5 . Power to relax . - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or cxpedient so to do , 
it may , by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect of any class 
or category of persons . 

6. Saving. - - - Nothing in these rules shall affect reservations , relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedulcd Tribcs, other Backward Classes, Ex-servicemen and 
other special categories of persons in accordance with the orders issued by the CentralGovernment from time to time in 
this regard. 


2741 GI/ 2001 - 2 


2962 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 15 , 2001/BHADRA 24 , 1923 


(PART II — Sec . 3 (1)] 


SCHEDULE 


Scale of 


Name of 
post 


Number of Classi 
the post(s) fication 


pay 


Whether selection Whether benefit of Age limit for 
post or non added years of scr - direct recruits 
selection post vice admissible 

under rule 30 of 
the Central Civil 
Service (Pension ) 
Rule, 1972 


6 


Rs. 8 ,000 
275 - 13 , 500 


Not Applicable 


Not Applicable 


Not Applicable 


2 3 
Veterinary 1* (2001) General 
Doctor * Subject to Central 

variation Service 
dependent Group A 
on work (Gazetted , 
load Non 

Ministerial ) 
Non 
combatised 


Educational and other 
qualifications required 
for direct recruits 


Whether age and educa. Period of Probation , 
tional qualifications pre - if any 
scribed for direct recruits 
will apply in the case of 
promotecs 


Method of recruitment, whether by 
direct recruitment or by promotion or 
by deputation / absorption and percent 
age of the posts to be filled by various 
methods 


111 


Not applicable 


Not applicable 


By Deputation 


8 
Educational Qualification 
Bachelor s Degree in 
Veterinary Science from a 
recognised University 


In case of recruitment by promotion /deputation / 
absorption , grades from which promotion / depu 
tion /absorption to be made 


Ifa Departmental Promotion 
Committee exists ,what is its 
composition 


Circumstances in which 
Union Public Service Commis 
sion is to be consulted in 
making recruitment 


12 


13 


14 


Not applicable 


Not applicable 


Deputation : 

Officer of Anny Veterinary Cadre holding equiva 
lent or analogous post and possessing educa 
tional qualification prescribed for direct recruit 
ment. 
The period of deputation shall ordinarily not 

exceed three years. 
( ii ) The maximum age limit for appointment by 

deputation shall not exceed 56 years as 
on the existing date of the receipt of 
application . 


[F.No. 1 -45028 /40 /2000 -Pers - II ] 


S . C . SAKSENA , Desk Officer 


[ भाग || -- खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 15, 2001/ भाद्र 24 , 1923 


_ _ _ _ _ __ _ _ _ 2005 


कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2001 
सा . का . नि. 504. -- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग , 
विशेष कर्तव्य अधिकारी ( परीक्षा ) भर्ती नियम, 1992 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1 . इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग विशेष कर्तव्य अधिकारी ( परीक्षा) भर्ती ( संशोधन ) नियम , 2001 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशम की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. संघ लोक सेवा आयोग विशेष कर्तव्य अधिकारी ( परीक्षा ) भर्ती नियम, 1992 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी 
जाएगी, अर्थात् : 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की वर्गीकरण वेतनमान धयन - सह - ज्येष्ठता सीधे भर्ती किए जाने वाले सेवा में जोड़े गए वर्षों 
संख्या 

या योग्यता के व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा । का फायदा केन्द्रीय 
आधार पर चयन 

सिविल सेवा ( पेंशन ) 
अथवा अचयन 

नियम, 1972 के 
पद 

नियम 30 के अधीन 

अनुज्ञेय है या नहीं 
___ 3 
विशेष कर्तव्य 01 * साधारण केन्द्रीय 12000 - लागू नहीं होता लागू नहीं होता 

लागू नहीं होता 
अधिकारी ( 2001 ) सेवा समूह " क " 375 
( परीक्षा ) * कार्यभार राजपत्रित अननु - 16500 / 

के आधार सचिवीय 
पर परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु 
और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की अवधि , 

यदि कोई हो 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या 
प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा 
भरे आने वाले पदों की प्रतिशतता 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / 
प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा 


11 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा 
भी है ) । 


12 
प्रतिनियुक्ति : 
(जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है ) : 
केन्द्रीय सरकार/ संघ लोक सेवा आयोग/ राज्य लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग 
जिनके न हो सकने पर राज्य सरकार/ स्वायत्त निकायों/ विश्वविद्यालयों के अधीन ऐसे 
अधिकारी : 
( क ) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं , या 
( i) जिन्होंने 10000 - 15200 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष 

नियमित सेवा की है, और 
( ख ) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है : 


2964 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 15, 2001/BHADRA 24, 1923 


[ PART II - SEC . 3( )] 


12 


आवश्यक : 
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समतुल्य, और 
( ii ) संघ लोक सेवा आयोग /कर्मचारी चयन आयोग / राज्य लोक सेवा आयोग/स्वायत्त 

निकायों/विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के संचालन/ प्रबंध का तीन वर्ष का अनुभव 
रखने वाले भारत सरकार के अपर सचिव या उससे ऊपर के स्तर के ऐसे 
अधिकारी । 

वांछनीय : 
परीक्षा कार्य को कम्प्यूटरीकृत करने के क्षेत्र में अनुभव । 

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद 
पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा 
आयोग से परामर्श किया जाएगा 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी 
संरचना 


14 
लागू नहीं होता 

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से 
परामर्श करना आवश्यक है । 

[ फा . सं. 3902177 /99 - स्था . ( आ ) ] 

श्रीमती प्रतिभा मोहन , निदेशक 
पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र अधिसूचना सा. का . नि . सं. 118 तारीख 14 - 3 - 1992 द्वारा प्रकाशित हुए थे । 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 

(Department of Personnel and Training ) 

New Delhi, the 29th August, 2001 
G . S. R504. - -Inexercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President 
hereby makes the following rules to amend the Union Public Service Commission , Officer on Special Duty (Examination ) 
Recruitment Rules, 1992, namcly : 

1. (1 ) These rules may be called the Union Public Service Commission , Officer on Special Duty (Examination ) 
Recruitment (Amendment) Rules, 2001. 

( 2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2. For the Schedule to the Union Public Service Commission , (Officer on Special Duty ) (Examination ) Recruit 
ment Rules, 1992 , the following Schedule shall be substituted , namely : - - 

SCHEDULE 


Name of 
the post 


Number of Classi 
post fication 


Scalc of 
pay 


Whether sclection Age limit for 
by merit or selection - direct recruits 
cum- seniority or 
non -selection post 


Whether bene 
fit of added 
years of servicc 
admissible 


6 


4 
Rs. 12, 000 
375 -16, 500 


Not applicable 


Not applicable 


Not 
applicable 


2 
Officer on 01 * 
Special ( 2001) 
duty 
( Exami * Subject to 
nation) variation 

dcpendent 
on workload. 


3 
General 
Central 
Service 
Group A 
Gazetted , 
Non 
Ministerial 


( 407 I - 


3 (1) ] 


TOTTM1: free 15 , 2001/ 4T 24 , 1923 


2965 


Educational and other qualifications 
icquired for direct recruits 


Whether age and educational qualification prescribed Period of probation , 
for direct recruits will apply in the case of promotees if any 


8 


D 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


Period of recruitment, whether 
by direct recruitment, or by 
promotion or by deputation 
absorption and percentage of 
the posts to be filled by various 
methods 


In case of recruitment by promotion 
deputation /absorption grades from 
which promotion /deputation / absorp 
tion to be made 


If a Departmental 
Promotion Committee 
exists what is its 
composition 


Circumstances in 
which Union Public 
Service Commission 
to be consulted in 
making recruitment 


17. 


13 


Notapplicable 


Deputation (including short 
ter contract ) 


Deputation ( including short term 
contract) : 


14 
Consultation with 
Union Public 
Service Commission 
necessary on each 
occasion , 


Officers under the Central 
Government/Union Public Service 
Commission /Statc Public Service 
Commission or Staff Sclection 
Commission , failing which oflicers 
under the State Government/Autono 
mous Bodies/Universities :- - 
( a ) (i ) holding analogous post on 
regular basis ; or 
(ii)with five ycars regular service in the 
posts in the scale pay of Rs. 10 ,000 
15 ,200 or equivalent; and 
(b ) having the following educational 
qualifications and expericnce : 
Essential : 
(i) Bachelor s Degree from a recognised 
university or equivalent; and 
( ii ) having threc years experience at the 
level of Under Socretary to the Govern 
ment of India or above in the conduct 
or arrangement of examinations of Union 
Public Service Commussion / Staff Selec 
tion Commission /Slate Public Service 
Commission /Autonomous Bodies/ 
Universities 
Desirable : 
Experience in the field of computcrization 
of cxamination work . 
(Period of deputation including the 
period of deputation in another ex -cadre 
post, held immcdiatcly proceding this 
appointment in the same or some other 
organisation /department of the Central 
Governinent shall ordinarily not exceod 
four years ). 


2966 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 15 , 2001/BHADRA 24 , 1923 


[ PART II ----SEC. 3(i)] 


12 


( Themaximum age limit for 
appointment by deputation basis shall 
not be exceed fifty six years as on the 
closing date of receipt of applications ). 

[ FilcNo 39021/ 7 / 99 - Estt ( B)] 

Smt. PRATIBHA MOHAN , Director 
Foot Note :- - The Principal rules were published in the Gazette of India vide GSR No. 118 dated 14 -3- 1992 . 

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2001 
सा . का . नि . 505. -- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संघ लोक 
सेवा आयोग ( काडर बाह्य पद ) भर्ती नियम, 1959 जिसका संबंध सवार हरकारा पद से है , को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें 
ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में मवार हरकारा के पद पर भर्ती 
की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : -- ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग सवार हरकारा समूह " ग " पद भर्तीनियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा , जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा और अर्हताएं आदि : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य 
बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5 ) से स्तंभ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हताएं : - वह व्यक्ति 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीधीन 
है , वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाषत , आदेश द्वारा 
शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृत्ति : -- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य 
विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की वर्गीकरण वेतनमान योग्यता के आधार सीधे भर्ती किए जाने वाले सेवा में जोड़े गए वर्षों 

पर चयन - सह 

ष्यक्तियों के लिए आयु सीमा का फायदा अनुज्ञेय है 
ज्येष्ठता अथवा 

या नहीं 
अचयन 
2 3 

5 
सवार हरकारा 1 * साधारण 3050 -75 - लागू नहीं होता 25 वर्ष 

नहीं 
( 2001 ) केन्द्रीय सेवा, 

( केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय 
* कार्यभार समूह " ग " 4590 रु० 

जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों 
के आधार अराजपत्रित , 

के अनुसार सरकारी सेवकों के 
पर परिवर्तन अननुसचिवीय 

साधारण अभ्यर्थियों के लिए 40 
किया जा 

वर्ष और अनुसूचित जाति के 
सकता है । 

अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष तक 
शिथिल की जा सकती है । 


संख्या 


3950 - 80 


[ भाग II - खण्ड 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 15, 2001/ भाद्र 24, 1923 


2967 


टिप्पण 1 : आयु - सीमा अवधारित 
करने के लिएनिर्णायक तारीख भारत 
में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने 
के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो 
असम , मेघालय , अरुणाचल प्रदेश, 
मिजोरम , मणिपुर , नागालैंड, त्रिपुरा , 
सिक्किम , जम्मू - कश्मीर राज्य के 
लदाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल 
और स्पीति जिले तथा धम्या जिले के 
पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है ) । 
टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के 
माध्यम से की जाने वाली भर्ती की 
दशा में , आयु सीमा अवधारित करने 
के लिएनिर्णायक तारीख वह अंतिम 
तारीख होगी जिस तक रोजगार 
कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा 
गया है । 


- - 


- 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और परिवीक्षा की अवधि , 
शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं यदि कोई हो 

10 
लागू नहीं होता 

सीधे भर्ती किए गए 
व्यक्तियों के लिए 
दो वर्ष। 


आवश्यक : 
तिपहिया ओटोरिक्शा, डिलीवरी वैन या कोई अन्य 
पाहन को चलाने में विधिमान्य वाहन चलाने की 
अनुज्ञप्ति रखता हो । 
वांछनीय : 
किसी मान्यताप्राप्त स्कूल से मिडिल स्कूल पास 
का प्रमाण - पत्र । 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / 
आमेलन किया जाएगा 


भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा 
विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की 
प्रतिशतता 

11 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन जिसके न हो सकने पर 
सीधी भर्ती द्वारा । 


12 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन : 

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी : -- 
( क ) ( i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं , या 
( ii ) जिन्होंने 2750 - 4400 रुपए या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा 

की है, या 


2968 


THE GAZETIE OF INDIA : SEPTEMBER 15 , 2001/BHADRA 24 , 1923 


[ PART II - SEC. 3 ( i) ] 


12 


( iii ) जिन्होंने 2650 - 4000 रुपए या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर चार वर्षनियमित 

सेवा की है, या 
( iv ) जिन्होंने 2610 – 3540 रुपए या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर छ: वर्ष नियमित सेवा 

की है, और 
( ख ) जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक 

अर्हताएं और अनुभव है । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा 
आयोग से परामर्शकिया जाएगा 


14 


लागू नहीं होता 


समूह " ग " विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे 
( पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए ) : 
( i) उप सचिव ( प्रशासन )/ संयुक्त सचिव ( प्रशा० )। - अध्यक्ष 

उपसचिव ( प्रशा० ) की अनुपस्थिति में , संघ लोक 

सेवा आयोग 
( ii ) अवर सचिव ( भर्ती, समन्वय और योजना ) , 

- सदस्य 
संघ लोक सेवा आयोग 
(ii ) अवर सचिव ( स्थापमा-II ), संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य 


[ फा . सं . 39021/ 25 / 99 - स्था० ( बी ) ] 

श्रीमती प्रतिभा मोहन, निदेशक 
New Delhi , the 29th August ,2001 
G. S . R. 505. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the Union Public Service Commission (Ex - cadre posts ) Recruitment Rules, 1959 , in so far as they relate to 
post of Despatch Rider, except as respects things done or omitted to be done before such supersession ,the President 
hereby makes the following rules regulating themethod of recruitment to the post of Despatch Rider in the Office of the 
Union Public Service Commission , namely : 

1. Short title and commencement. - ( 1 ) These rules may be called the Union Public Service Commission Des 
patch Rider Group C Post Rocruitment Rules, 2001 . 

(2 ). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 Number of posts , classification and scale of pay. - - The number of post , its classification and the scale of 
pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules. 

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc . — Themethod of recruitment, age limit , qualifica 
tions and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule . 

4. Disqualification . — No person, 

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 

(b ) who , having a spouse living , has entered into , or contracted a marriage with any person, 
shallbe eligible for appointment to the said post : 


[ HTI -W3( ) ] 


MTCT 1977 7447 :ATAT 15 , 2001/415 24 , 1923 


2969 


Provided that the Central Governmentmay , if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any 
person from the operation of this rule . 

3. Power to relax - Where the CentralGovernment is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , 
it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect of any class 
or category of persons. 

6 . Saving - - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of 
persons in accordance with the orders issued by the Central Government from timeto time in this regard , 

SCHEDULE 


Name of 
the post 


Age limit for direct recruits 


Number of Classi 
posts fication 


Scale of 
pay 


Whcther selec- 
tion by merit 
or selection 
cum - senjority 
or non - selec 
tion post 


Whether 
benefit of 
added years 
of service 
admissible 


Not 


No 


1 

2 3 
Despatch 01 * (2001) General 
Rider * Subject to Central 

variation Service 
dependent Group C 
on work Non 
load , Gazetted , 


4 
Rs. 3050 
75-3950 
80 -4590 


able 


Non 


Ministerial, 


Twenty five years 
(Relaxable for Government 
servants upto the age of forty 
years in the case of general 
candidates and upto forty five 
years in the case of candidates 
belonging to the Scheduled 
Castes and Scheduled Tribes 
in accordance with the instruc 
tions or orders issued by the 
Central Governement from time 
to time). 
Note 1 : The crucial date for de 
termining the age limit shall be the 
closing date for receipt of appli 
cations from candidates in India 
(and not the closing date pre 
scribed for those in Assam , 
Meghalaya , Arunachal Pradesh , 
Mizoram , Manipur, Nagaland , 
Tripura , Sikkim , Ladakh Division 
of Jammu and Kashmir State , 
Lahaul and Spiti District and 
Pangi Sub - Division of Chamba 
District of Himachal Pradesh , the 
Union Territory of the Andaman 
and Nicobar Island or the Union 
Territory of Lakshadwecp ). 
Note 2 : The orucial date for 
determing the age limit in the case 
of candidates from Employment 
Exchange shall be the date up to 
which the Employment Exchange 
is asked to submit the names, 


2741 G1/2001 — 3 


2970 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 15 , 2001/BHADRA 24 , 1923 


[PART 11 - - Sec . 3(1)] 


Educational and other 
qualifications required 
for direct recruits 


Period of 
Probation , 


if any 


Whether age and 
cducational qualifi 
cations prescribed 
for direct recruits 
will apply in the 
case of promotees 


Method of recruitment, whether by 
direct recruitment or by promotion or 
by deputation /absorption and percent 
age of the posts to be filled by various 
methods 


9 


10 


11 


Not applicable 


Two years for Deputation /absorption failing which 
for direct recruits by direct restuitment 


Essential : 
Possession of a valid driving 
licence for driving a three 
wheeler autorickshaw , delivery 
van or any other vehicle. 


Desireable : 


Middle schoolpass certificate 
from a recognised school. 


In case of recruitment by promotion /deputation / 
absorption , grades from which promotion /depu 
lation /absorption to be made 


Ifa Departmental Promotion 
Committee cxists ,what is its 
composition 


Circumstances in which 
Union Public Service 
Commission is to be 
consulted in making 
recruitment 


12 


13 


14 


Not applicable 


Deputation /absorption : 

Group C Departmental Promotion 
Officials of Central Government 

Committee consisting of 
(a )(i) Holding anbalogous post on regular basis ; or ( for considering confirmation ) : 
(* ) with three years regular service in posts in (i) Deputy Secretary (Administration ) / 
the scale of pay of Rs. 2750 -4400 or 

Joint Secretary ( Administration ) 
equivalent, or 

in the absence of Deputy Secretary 
(iii ) with four years regular service in post in the (Administration ), Union Public 
scale of pay of Rs. 2650 - 4000 or equivalent; Service Commission Chairman 

( ii) Under Secretary (Recruitment, 
( iv ) with six years regular service in post in the Co -ordination and Planning ) , 

scale of pay of Rs. 2610 - 3540 or equivalent; Union Public Service 
and 

Commission 

- Member 
possessing the qualifications prescribed for ( iii) Under Secretary, (Establish 
direct recruits under column 8 . 

ment- II), Union Public Service 
Commission 

- Member 


(b ) 


F . No. 39021/25/99 -Estt . ( B )] 


Smt. PRATIBHA MOHAN , Director 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र ; सितम्बर 15 , 2001/ भाद्र 24, 1923 


2971 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

नई दिल्ली, 7 सितम्बर , 2001 
सा . का . नि , 506. -- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत 
सरकार टकसाल ( वरिष्ठ निर्माण कार्य प्रबंधक और निर्माण कार्य प्रबंधक ) भर्ती नियम , 1987 का आंशिक रूप से अधिक्रमण करते हुए 
जहां तक निर्माण कार्य प्रबंधक के पद का संबंध है , उन मामलों को छोड़कर जिनमें अधिक्रमण से पूर्व कार्य किया जा चुका है अथवा करने 
के लिए छोड़ा गया है , आर्थिक कार्यविभाग , वित्त मंत्रालय के अधीन भारत सरकार टकसालों में निर्माण कार्य प्रबंधक के पद पर भर्ती की 
पद्धति को विनियमित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं : 


संक्षिप्त शीर्ष और प्रारंभ : - ( 1 ) इन नियमों को भारत सरकार टकसाल (निर्माण कार्य प्रबंधक ) भर्ती नियम, 2001 कहा 


___ 1. 
जाएगा । 


2. ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे । 


3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : - पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतममान इसके साथ संलग्न 
अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे । 


4. भती की पद्धति , आयु - सीमा, अर्हताएं आदि : - भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा , अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य मामले 
उपर्युक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे । 


5 . 


अनहताएं : - कोई भी व्यक्ति 


( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति अथवा पत्नी जीवित है ; अथवा 


( ख ) जिसमे पति अथवा पत्नी के जीवित होते हुए अन्य किसी व्यक्ति से विवाह किया है , या विवाह का अनुबंध किया है, उक्त 

पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा : 


बशर्ते कि केन्द्र सरकार यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि यह विवाह इस व्यक्ति और इस विवाह में शामिल अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिक 
कानून के अन्तर्गत स्वीकार्य है और ऐसा करने का कोई अन्य आधार है , किसी भी व्यक्ति वर्ग को इस नियम का पालन न करने की छूट दे सकती 


6. शिथिलता को प्रदान करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना अनिवार्य अथवा उचित 
है, वह लिखित कारणों से आदेश द्वारा और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों की किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के संबंध में इन नियमों 
के किसी भी उपबंध में शिथिलता प्रदान कर सकती है । 


7 . व्यावृत्ति : - इनमें से किसी भी नियम का अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और 
केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार व्यक्तियों की विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षण, आयु - सीमा में छूट 
और अपेक्षित अन्य रियायतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


अनुसूची 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पद की 
संख्या 


क्था चयन पद अथवा चयन - भिन्न 
पद है 


चयन एवं वरीयता 


2 
निर्माण कार्य प्रबंधक 7 * 

( 2001 ) 
* कार्यभार 
के आधार 
पर परिवर्तनीय । 


10 , 000 -325 - 
15, 200 रुपए 


सामान्य केन्द्रीय 
सेवा, समूह " क " 
राजपत्रित, 
अननुसचिवीय 


2972 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 15, 2001/ BHADRA 24 , 1923 [ PART II - SEC, 3(1) ] 


सीधी नियुक्ति के लिए आयु - सीमा 


40 वर्ष से अधिक नहीं । 
टिप्पणी 1 : केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों 
अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 
आयु - सीमा में 5 वर्ष की छूट । 


टिप्पणी 2 : आयु - सीमा निर्धारित किए जाने की तिथि 
असम , मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम , मणिपुर , 
मागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर का लद्दाख 
डिवीजन , हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीति जिला 
तथा चम्बा जिला का पांगी अमुमंडल , अंडमान एवं 
निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षदीप से आवेदन - पत्र प्राप्त 
होने की अन्तिम तिथि होगी । 


क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) सीधी नियुक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक 
नियमावली, 1972 के नियम 30 के तथा अन्य योग्यताएं 
अंतर्गत सेवा के संवर्धित वर्षों की 
अनुमति है 
7 

अनिवार्य 
( i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 
इलैक्ट्रिकल / मैकेनिकल / मेटलर्जिकल / 
इलैक्ट्रोनिक इंजीनियरिंग की डिग्री अथवा 
समकक्ष । 
( ii ) विनिर्माण/ धातुओं की गढ़ाई, अर्थात् 
ताबां/निकेल/ इस्पात मेटल शीट्स, मेटल , 
प्रेसस, कम्प्यूटरीकृत अंकगणितीय नियंत्रण 
मशीन , धातु कारोबार , प्रयोगशाला तथा गुण 
वत्ता नियंत्रण से जुड़े किसी भी उद्योग/ संस्था/ 
संस्थान में उत्पादन निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण , 
सामग्री प्रबंध अनुरक्षण में 5 वर्षों का अनुभव । 
टिप्पणी : 1 अन्यथा पूर्णतया योग्य पाए 
जाने वाले अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक 
सेवा आयोग अपने विवेकानुसार योग्यता में 
छूट दे सकता है । 
टिप्पणी : 2 : अगर चयन के किसी भी चरण 
में संघ लोक सेवा आयोग को यह लगता है कि 
अनुसूचति जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों 
के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इन 
समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले 
अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने 
को संभावना नहीं है तो संघ लोक सेवा आयोग 
अपने विवेकानुसार अनुसूचित जातियों तथा 
अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले 
में अनुभव संबंधी योग्यता में छूट दे सकता है । 


साची नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र तथा शैक्षणिक/ योग्यताएं , क्या पदोन्नति पाले वाले 
अभ्यर्थियों के मामले में लागू होंगी 


परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो 


10 


सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष । 


उम्र : नहीं । 
शैक्षणिक योग्यता : हां । 
लेकिन दिनांक 18 -12 - 1991 की अधिसूचना के समय भारत सरकार टकसाल में 
सहायक वर्क्स प्रबंधक के पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों को इससे छूट प्राप्त होगी । 
उनके पास न्यूनतम किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलैक्ट्रिकल/मैकेनिकल / 
मेटलर्जिकल/ इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग विधा में इंजीनियरिंग डिप्लोमा अथवा 
समकक्ष होना चाहिए । 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 15 , 2001/ भाद्र 24 , 1923 


2973 


भर्ती का तरीका क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न 
तरीकों से भरी जाने वाली रिक्ति की प्रतिशतता 


पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन ग्रेडों द्वारा भर्ती के मामले में जिनमें से पदोन्नति / 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है 


11 


12 


( i) 70 % पदोन्नति द्वारा जिसके म होने पर 

प्रतिनियुक्ति पर । 
( ii ) 30 % प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा जिसके 

न होने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


पदोन्नति : 
भारत सरकार की टकसालों में सहायक निर्माण कार्य प्रबंधक के ग्रेड में पांच वर्ष की 
नियमित सेवा । 
टिप्पण : जहां कनिष्ठ, जो अपनी अर्हता/ पात्रता सेवा पूरी कर चुके है, उनकी 
पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है , उनके वरिष्ठों पर भी विचारकिया जाएगा/ पदोन्नत 
किया जाएगा, वे अपेक्षित सेवा/पात्रता सेवा में ऐसी अर्हता/ पात्रता सेवा के आधी से 
अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो , से कम न हों और अपने कनिष्ठों, जो पहले ही 
ऐसी अर्हता/ पात्रता सेवा पूरी कर चुके हों , के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेतु 
अपनी परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर चुके हों । 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन 
केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत अधिकारी : 
( क ) ( i) नियमित आधार पर समान पद धारण करने वाले; या 

( i ) 8000 - 13500 रुपए या समकक्ष के वेतनमान में पदों पर 5 वर्षनियमित 
सेवा; और 
( ख ) कालम 8 के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं व अनुभव 
रखने वाले । 
टिप्पण : फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी लाईन में हैं वे 
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे । इसी तरह प्रतिनियुक्त 
पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारार्थ पात्र नहीं होंगे । ( केन्द्रीय सरकार के इसी या किसी अन्य 
संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले दूसरे संवर्ग - बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की 
अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक न हो । ) 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की 
अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार 56 वर्ष से अधिक न हो । 


अगर कोई विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना 

वे परिस्थितियां , जिसमें संघ लोक सेवा आयोग से 
क्या है । 

भर्ती करने के लिए परामर्श लेना पड़ा । 
13 

14 
( 1 ) समूह " क " विभागीय पदोन्नति समिति 

सीधी भर्ती करने और आयेजन पर किसी अधिकारी को 
( पदोन्नति पर विचार करने के लिए ) 

नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
1. अपर सचिव ( मुद्रा और सिक्का प्रभाग के प्रभारी ) 

आवश्यक है । 
वित्त मंत्रालय, ( आर्थिक कार्य विभाग ) 

- अध्यक्ष 
2. संयुक्त सचिव ( कार्मिक ) व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय , - सदस्य 
3. संयुक्त सचिव आर्थिक कार्य विभाग के मुद्रा और 
सिक्का प्रभाग के प्रभारी 

- सदस्य 
4. भारत सरकार टक्साल के कोई महाप्रबंधक 

- सदस्य 
( 2) समूह " क " विभागीय पदोन्नति समिति 

( पुष्टि पर विचार करने के लिए ) 
1. संयुक्त सचिव ( कार्मिक ) व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय , - अध्यक्ष 
2. संयुक्त सचिष आर्थिक कार्य विभाग के मुद्रा और 
सिक्का प्रभाग के प्रभारी 

- सदस्य 

[ फा . सं. 2 /7/99 -सिक्का -I ] 

आर. के. मागो, अवर सचिव 
टिप्पण : मूल नियम दिनांक 19 -3 - 1988 की अधिसूचना सा . का .नि. सं . 170 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और तत्पश्चात् दिनांक 

18 - 12 - 1991 के सा . का. नि . सं. १ द्वारा संशोधित किए गए थे । 


2974 


THE GAZETTE OF INDIA ; SEPTEMBER 15, 2001/BHADRA 24 , 1923 [PART II — SEC, 3 (1)] 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Economic Affairs ) 


New Delhi, the 7th September , 2001 


G . S . R 506 . — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
partial supersession of the India Government Mints (Senior Works Manager and Works Manager) Recruitment Rules, 
1987 , in so far as it relates to the post of WorksManager, except as respect things donc or omitted to be done before such 
supersession , the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of 
Works Manager in the India Government Mints, under the Department of Ecomomic Affaris, Ministry of Finance , 
namely : 


1 . Short title and commencement. — ( 1) These rules may be called the India Government Mints (Works 
Manager ) Recruitment Rules , 2001. 


( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


2 . Number, classification and scale of pay. — The number of the post, its classification and scale of pay 
attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed here to . 


3 . Method of recruitment, age limit and other qualifications etc . — The method of recruitment, age limit, 
qualification and other matters relating to the post shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid . 


4 . Disqualification . -- No person, 


(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or 


(b ) who , having a spouse living , has entered into or contract into a marriage with any 

person , 


shall be eligible for appointment to the post: 


Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt 
any category of persons from the operation of this rule . 


5 , Power to relax — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, 
it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commision , 
relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons . 


6 . Saving. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , other Backward Classes ex - servicemen and 
other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in 
this regard . 

SCHEDULE 
Name of the Number of 

Classification Scale of pay Whether selection post 
post posts 

or non -selection post 
1 
Works Manager 7 * (2001) 

General Central Rs. 10000 - 325 Selection -cum 
* Subject to Services, Group A 15200 . 

Seniority 
variation 

Gazetted 
dependent on Non -Ministerial, 
workload . 


5 


[ HT II 


2005 3(1) ] 


YRST 


1448 : HRT 15 , 2001/15 24 , 1923 


2975 


Age limit for direct recruits 


Educational and other qualifications 
required for direct recruitment. 


Whether benefits of 
added years of service 
admissible under rule 

30 of the Central Civil 
Service (Pension ) Rules, 
1972 


No 


Not exceeding 40 years . 
Note 1 : Relaxable for Government 
servants upto 5 years in accordance 
with the instructions or orders issued 
by the Central Government 
Notc 2 : The crucial date for deter 
mining the age limit shall be the closing 
date for receipt of application ( from 
candidates from Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur, 
Nagaland , Tripura , Sikkim , Ladakh 
Division of Jammu and Kashmir, 
Lahaul and Spiti District and Pangi 
Sub -Division of Chamba District of 
Himachal Pradesh , Andaman Nicobar 
Islands and Lakshadwecp ) 


Essential : 
(i) Degree in Electrical Mechanical/Metallurgical 
Electronic Engineering of a recognised University 
or equivalent. 
( ii ) Five years experience in Production , 
Inspecction , Quality Control, Materials Manage 
ment, Maintainance in any of the Industry / 
Organisation / Institution dealing with manufactu 
ing /Fabrication ofMetals , i.e . copper/Nickle / Steel, 
metal sheets , metal presses , Computrised Numeri 
cal Controtmachines , metal trading, laboratory and 
quality control, 
Notes : 1. qualifications are relaxable at the dis 
cretion of the Union Public Service Commission 
in case of candidates otherwise well qualified , 
Note : 2 . The Qualifications regarding experience 
is relaxable at the discretion of the Union Public 
Service Commission in the case of candidate 
belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes 
if, at any stage of selection the Union Public 
Service Commission is of the opinion that sufficient 
number of candidates from these communities 
possessing the requisite experience are not likely 
to be available to fill up the posts reserved for 


them . 


Whether age and educational qualifications prescribed for direct 
recruits will apply in the case of promotees . 


Period of probation , if any 


10 


Age . No 


One years for direct recruits . 


Educational Qualification : Yes But the incumbents holding the post of 
Assistant Works Manager of Government of India Mints at the time 
of notification dated 18 - 12 - 1991 , are exempt from this. They should 
posses atleast Diploma in Engineering in the discipline of Electrical/ 
Mechanical/Metallurgical/Electronics Engineering from a recognised in 
stitute or equivalent, 


2976 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 15 , 2001/ BHADRA 24 , 1923 PART II — Sec , 3 (1)] 


Method of recruitment whether by direct 
recruitment or by promotion or by deputation / 
absorption and percentage of vacancy to be 
filled by various methods 


In case of recruitment by promotion /deputation /absorption , 
grades from which promotion deputation /absorption to be made 


11 


(i) 70 % by promotion failing which by 

deputation . 
( ii ) 30 % by deputation /absorption failing 

which by direct recriutment. 


12 
promotion : 
Assistant Works Manager of India GovernmentMints with five 
years regular service in the grade, 
Note : Where juniors who have completed their qualifying 
eligibility service are being considered for promotion , their 
seniors would also be considered /promoted , they are not short of 
the requisite qyalifying /eligibility service by more than half of 
such qualifying /eligibility service or two years, whichever is 
less , and have successfully compeled their probation period for 
promotion to the next higher grade alongwith their juniors who 
have already completed such qualifying/eligibility service. 
Deputation /Absorption : 
Officers under the Central Government : 
(a ) (i) holding analogouos posts on a regular basis or 

( ii) with 3 years regular service in posts in the pay scale of 

Rs. 8000 - 13300 or equivalent; and 
(6 ) possessing educational qualifications and experience pre 

scribed for direct recruits under column 8 . 
Note : The Departmental officers in the fceder category who are in 

the direct line of promotion shall not be eligible for consid 
eration for appointment on deputation . Similarly 
deputationists shall not be eligible for consideration for ap 
pointment by promotion , (Period of deputation including 
period of deputation in another ex - cadre post held immedi 
ately preceding this appointment in the same or some other 
organisation department of the Central Government shall 
ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for 
appointment by deputation / absorption shall be not 
exceeding 56 years as on the closing date of receipt of 
applications). 


If a Departmental Promotion Committee exists , 
what is its composition ? 


Circumstances in which Union Public Service 
Commission to be consulted in making recruitment 


13 


14 


Group A Departmental Promotion Committee 

Consultation with the Union Public Service Commis 
( for considering Promotion ) : 

sion necessary while making direct recruitment and 
1. Additional Secretary ( Incharge of Currency and appointing an offloer on absorption . 

Coinage Division ) Ministry of Finance (Department 

of Economic Affairs ) Chairman 
2 . Joint Socretary (Personnel) Department of Expandi. 
turc , Ministry of Finance 

- Member 
3. Joint Secretary inchago of Currency and Coinage Divi 

gion of Department of Economic Affairs - Member 
4. Any GeneralManager of India GovernmentMints. -Member 


[ भाग II - खण्ड 3(6) ] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 15 , 2001 / भाद्र 24 , 1923 


2977 


13 


__ _ 14 


( 2 ) Group A Departmental Promotion Committee for con 

sidering confirmation ; 


1. Joint Secretary (Personnel ), Department of Expendi 

ture, Ministry of Finance - Chairman , 


2 . Joint Secretary incharge of Currency and Coinage Di. 

vision of Department of Economic Affairs -- Member . 


[ F. No . 2 / 7/ 99- Coin-1] 

R. K . MAGGO, Under Secy. 
Note : Principal rules were published in the Gazette of India vide Notification GSR No. 170 dated 19 - 3 - 1988 and was 

subsequently amended vide GSR No. 9 dated 18 - 12 - 1991. 


उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 

शुद्धि पत्र 

नई दिल्ली , 28 अगस्त, 2001 
सा. का. नि . 507. - - इस विभाग की दिनांक 25 -6 - 2001 की अधिसूचना सा . का. नि . सं. 368 के आंशिक संशोधन में कॉलम 12 I (iii ) 
को निम्नानुसार से पढ़ा जाए :-- 
5000 - 150 - 8000 रु. के वेतनमान में या उसके समतुल्य पद पर छ: वर्ष की नियमित सेवा; और 

[ सं. ए. - 12011/ 21/99 - स्था . ] 
एस. के . नायक, अवर सचिव 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS AND FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs) 

CORRIGENDUM 

New Delhi, the 28th August , 2001 
G . S. R. 507. --- In partial modification of this Deptt s Notification of GSR No . 368 datcd 25 - 6 - 2001 , the 
col. 12 I (iii ) may be read as under : --- 
With six years regular service in posts in the scale of Rs. 5000 - 130 -8000 or equivalent ; and 

[ No. A- 12011/ 21/ 99- Estt. ] 
S . K . NAYAK, Under Secy. 


CORRIGENDUM 

New Delhi , the 29th August , 2001 
G. S. R. 508. - The undersigned is directed to refer to Notification No . A- 12018/ 5/ 99- E I dated 06- 9- 2000 
G. S . R. No. 399 published in the Gazette of India on Saturday, October 14, 2000 on the above subject and to say that 
item ( a ) ( ii ) under column 12 may please be read as follows : -- 
" With five years regular service in the scale of Rs. 6500 -200 - 10 ,500 or cquivalent" 

___ [F. No . A - 12018/ 5/ 99 - E .I.] 
M . L . MALHOTRA , Under Sccy. 


2741 GI / 2001 - 4 


2978 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 15, 2001/BHADRA 24, 1923 


[PART II — Sec. 3 (1)] 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

नई दिल्ली , 27 अगस्त, 2001 
सा . का . नि . 509 . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण 
और अनुसंधान संस्थान, आस्का में आशुलिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : --- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त माम प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थाम, आस्का 
( आशुलिपिक ) भर्ती नियम , 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद- संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान : -- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों 
से उपाषद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा और अन्य अर्हताएं : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु सीमा , अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य 
बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता : - वह व्यक्ति, 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. प्रारंभिक गठन : --- प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान , आस्का में ऐसे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को 
नियमित आधार पर आशुलिपिक का पद धारण किए हुए हैं वे इन नियमों के उपबंधों के अनुसार पद पर नियुक्त समझे जाएंगे और ऐसे प्रारंभ के पूर्व 
और उनके द्वारा की गई नियमित सेवा प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए परीवीक्षा अवधि, अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए संगणित की जाएगी । 

6. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो 
कारण हैं , उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

7. व्यावृत्ति : - इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण, आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य 
पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की वर्गीकरण वेतनमान योग्यता के आधार सेवा में जोड़े गए वर्षों का 

पर चयन या चयन फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा 
सह - ज्येष्ठता अथवा (पेंशन) नियम, 1972 के 
अचयन पद 

नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय 
है या नहीं 


संख्या 


5 


आशुलिपिक 


4 
4000 - 100 
6000 रु . 


लागू नहीं होता 


नहीं 


3 
साधारण केन्द्रीय 
सेवा समूह " ग " 
अराजपत्रित, 
अननुसचिवीय 


1 *( 2001 ) 
* कार्यभार के 
आधार पर 
परिवर्तन किया 
जा सकता है । 


[ भाग II - खण्ड 3(i ] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 15, 2001 / भाद्र 24 , 1923 


2979 


- 


- 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
आयु सीमा 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
के लिए विहित आयु और शैक्षिक 
अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा 
में लागू होंगी या नहीं 


7 


लागू नहीं होता । 


18 से 25 वर्ष के बीच 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आवश्यक : 
अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य । 
लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ) । 2 . आशुलिपिक में कम से कम 100 शब्द 
टिप्पण : - 1 आयु- सीमा अवधारित करने के लिए प्रति मिनट और टंकण में 40 शब्द प्रति 
निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त मिनट की गति का अच्छा ज्ञान अवश्य हो । 
करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । वांछनीय : - कम्प्यूटर में कार्य करने का ज्ञान । 
( न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय , टिप्पण 1 - अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों 
अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम , मणिपुर , नागालैंड, की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार 
त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख शिथिल की जा सकती है । 
खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले 
तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और 
निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है ) । 
टिप्पण : - 2 रोजगार कार्यालय के माध्यम से की 
जाने वाली भर्ती की दशा में आयुसीमा अवधारित करने 
के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस 
तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया 


परिवीक्षा की अवधि , यदि 
कोई हो 


10 


दो वर्ष 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे 
द्वारा प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया 
पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता जाएगा 
11 

12 
100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 

लागू नहीं होता 
टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी 
या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में 
एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने 
के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित 
अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा 
सकेंगी अर्थात् : 
( क ) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण 

किए हुए हैं । 
( i ) जिन्होंने 3050 - 4590 / रुपये के या समतुल्य 

वेतनमान पाले पद पर नियमित आधार पर 
आठ वर्ष नियमित सेवा की है , और 
जिनके पास सीधी भर्तीकिए गए व्यक्तियों के 
लिए स्तंभ 8 के अधीन विहित अर्हताएं रखते हैं । 


2980 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 15, 2001/BHADRA 24, 1923 


[PART II — Sec. 3(1)] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग 
से परामर्श किया जायेगा 


14 


लागू नहीं होता 


13 
समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति ( पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए ) : 
1. मिदेशक, प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का : अध्यक्ष 
2. उप निदेशक : सहायक निदेशक , प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण संस्थान : सदस्य 
3. चिकित्सा अधिकारी, प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण संस्थान , आस्का : सदस्य 
4. उस क्षेत्र में केन्द्रीय/ राज्य सरकार के किसी अन्य कार्यालय से एक 
राजपत्रित अधिकारी 

: सदस्य 


[ फा. सं. ए- 12018/ 3/ 2000 - कुष्ठ / सी . सी. डी. ] 

नीता केजरीवाल, अवर सचिव 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


New Delhi, the 27th August, 2001 


G . S . R . 509 — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules regulating themethod of recruitment to the post of Stenographer in the Regional Leprosy 
Training and Research Institute, Aska, namely : 


1 Short title and commencement ( 1) These rules may be called the Regional Leprosy Training and Research Institute, 
Aska ( Stenographer) Recruitment Rules , 2001 . 


( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


2. Number of post, classification and scale of pay — The number of post, its classification and the scale ofpay attached 
therelo shall be specificd in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules. 


3 Method of recruitment, age limit, qualification etc . - - The method of recruitment, age limit, qualifications and other 
matters relating to the said post shall be as specificd in columns 5 to 14 of the said Schedule . 


4. Disqualification — No person ,-- 

( a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or 


(b ) who , having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person 


shall be cligible for appointinent to the said post : 


Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to themarriage and that there are other grounds for so doing , exempt any 
person from the operation of this rule . 


5 Initial Constitution - - Persons holding the post of Stenographer in Regional Leprosy Training and Research Insti 
lutc , Aska on regular basis on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed to the 
post according to the provisionsof these rules and the regular service rendered by them before such commencement shall 
bc counted for the purpose of probation period , qualifying service for promotion , confirmation and pension . 


0 Power to relax - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it may, by 
order and for reasons to be recorded in writing , relax any of the provisions of these rules with respect to any class or 
category or persons. 


[ YTTII - 1953 (i)] 


HTCG 977 74795 : HER 15 , 2001/ 476 24 , 1923 


2981 


= 


= 


= = 


= 


= = 


7. Saving - Nothing in these rules shall affect reservation , relaxation of age limit and other concessions required to be 
provided for the Scheduled Caste , the Scheduled Tribes, Ex -servicemen and other special categories of persons in 
accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard . 


SCHEDULE 


Name of the 
Post 


No. of 
Posts 


Clsassi 
fication 


Scale of 
Pay 


Whether Selection by merit 
or selection -cum - seniority 
or non -selection post 


i 
Stenographer 


1 * (2001) 
* Subject to 
variation dependent 
on work - load 


Not applicable 


GeneralCentral 
Services Group C 
Non -Gazetted 
Non -Ministerial 


Rs . 4000 - 100 
6000 / 


Age limit for direct recruits. 


Educational and other qualifications 
required for direct recruits 


Whether benefit 
of added years 
of service 
admissible under 
Rule 30 of the 
Central Civil 
Services (Pension ) 
Rules 1972 


6 


No 


Between 18 -25 years 
(rclaxable for Government servants 
upto 35 years in accordance with the 
instructions or orders issued by 
Central Government.) 


Essential : 
1. Matriculation or cquivalent from a 
recognised board . 
2 . Must have a fair knowledge of Shorthand 
with a minimum spced of 100 words perminute 
and 40 words per minute in typewriting. 
Desirable : Knowledge ofworking on 
Computer, 
Note : qualiſication (s ) is/are relaxable at the 
discretion of the Competent Authority in case 
of candidates otherwise well qualified . 


Note 1 : The crucial date for determining 
the age limit shall be the closing date for 
receipt ofapplications from candidates in 
India (and not the closing date prescribed 
for those in Assam , Maghalaya, Arunachal 
Pradesh ,Mizoram ,Manipur, Nagaland , 
Tripura, Sikkim , Ladakh Division of Jammu 
and Kashmir State , Lahaul and Spiti 
District and Pangi Sub -Division of Chamba 
district of Himachal Pradesh and Union 
Territory of Andaman and Nicorbar Islands 
or Lakshadweep). 
Note 2 : In the case of recruitment made 
through the Employment Exchange, the 
Crucial date for determining the age limit 
shall be the last date upto which the 
Employment Exchange is asked to submit 
the names . 


2982 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 15 , 2001/BHADRA 24 , 1923 


[Part II - - Sec . 3 (1) ] 


Period of 
probation , 
if any 


Whether age 
and Educa - 
tional qualifi - 
cations pres 
cribed for 
direct recruits 
will apply in 
the case of 
promotees 


Method of recruitment, whether by direct 
recruitment or by promotion or by 
deputation /absorption and percentage 
of the posts to be filled by various 
methods 


In case of recruitment by promotion / 
deputation /absorption grade from 
which promotion /deputation / 
absorption to be made 


10 


11 


12 


Not applicable 


Two years 


Not applicable 


100 % by direct recruitment. 
Note : Vacancies caused by the incumbent 
being away on deputation or long illness or 
study leave or under any other circumstances 
for a duration of one year or more may be 
filled on deputation basis from amongest 
officers of the Central Government holding 
( a ) (i) analogous posts on regular basis; or 
(ü ) posts in the pay scale of Rs. 3050 

4590 / - or equivalent with eight years 

of regular service in the grade , and 
(b ) possessing qualification prescribed 

for direct recruits under Column 8 . 


If a Departmental Promotion Committec exists what is 
its composition 


Circumstances in which UPSC is to be consulted in 
making recruitment 


13 


14 


- Member. 


Group C Departmental Promotion Committee 

Not applicable 
( for considering confirmation ) : 
1. Director ,Regional Leprosy Training 
Institute, Aska 

- Chairman 
2 Deputy Director, Assistant Director, 

Regional Leprosy Training Institute , 
Aska 

- Member 
3. Medical Officer, Regional Leprosy 
Training Institute , Aska 

- Member 
4 . A Gazetted Officer from another Central/ 
State Government in the area 

[F . No . A . 12018 /3/2000 -Lep /CCD ] 

NITA KEJREWAL , Under Secy, 
a facent, 27 TTFT, 2001 
सा . का. नि . 510. - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण 
और अनुसंधान संस्थान , रायपुर में फिटर बिजली मिस्त्री के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं ,अर्थात् : - - 

1 . संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर (फिटर 
foreretfrit ) ff frun , 2001 

(2 ) 
M 

torte qe 
2. पद - संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और उसका वेतनमान वह होगा , जो इन नियमों 
से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 


[ भाग 1 - खण्ड 3( )] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 15, 2001/ भाद्र 24, 1923 


2983 


3. भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा और अहंताएं : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा , अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें 
वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरहता : - वह व्यक्ति , 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है , या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. प्रारंभिक गठन : -- प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर में ऐसे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को 
नियमित आधार पर फिटर बिजली मिस्त्री का पद धारण किए हुए हैं वे इन नियमों के उपबंधों के अनुसार पद पर नियुक्त समझे जाएंगे और ऐसे प्रारंभ 
के पूर्व और उनके द्वारा की गई नियमित सेवा प्रोन्नति, पुष्टि औरपेंशन के लिए परिवीक्षा अवधि , अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए संगणित की जाएगी । 

6 . शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो 
कारण हैं , उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

7. व्यावृत्ति : - इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण, आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय- समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य 
पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पदों की 

वर्गीकरण वेतनमान चयन सह - ज्येष्ठता सेवा में जोड़े गए वर्षों का 
संख्या 

या योग्यता के आधार फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा 
पर चयन अथवा (पेंशन ) नियम, 1972 के 
अचयन पद 

नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय 
है या नही 


पद का नाम 


1 


__ _ 2 


फिटर बिजली 
मिस्त्री 


लागू नहीं होता 


नहीं 


1 * ( 2001 ) 
" कार्यभार के 
आधार पर 
परिवर्तन किया 
जा सकता है । 


साधारण केन्द्रीय 
सेवा समूह " ग " 
अराजपत्रित , 
अननुसचिवीय 


3050 - 75 
3950 - 80 
4590/- रु. 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
आयु- सीमा 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों 
के लिए विहित आयु और शैक्षिक 
अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा 
में लागू होंगी या नहीं 


7 


१ 
लागू नहीं होता 


18 से 25 वर्ष के बीच 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए 
अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के 
लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ) । 
टिप्पण 1 : - आयु - सीमा अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त 
करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । 


आवश्यक : 
1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय 

से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य । 
2 . किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण 

संस्थान से बिजली मिस्त्री का प्रमाणपत्र । 
3. किसी ख्यातिप्राप्त संगठन में कार्य 

करने का एक वर्ष का अनुभव । 


2984 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 15, 2001/BHADRA 24 , 1923 


PART II — SBC , 3 (1) ] 


( न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय , टिप्पण 1 - अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों 
अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड , की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार 
त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मु - कश्मीर राज्य के लद्दाख शिथिल की जा सकती है । 
खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले 
तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड , अंदमान और 
निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है ) । 
टिप्पण : - 2 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की 
जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने 
के लिएनिर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस 
तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है । 


परिवीक्षा की अवधि , यदि 
कोई हो । 


_ 10 

दो वर्ष 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया 
पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता । जाएगा । 

11 
शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 

लागू नहीं होता 
टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी 
या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में 
एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने 
के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित 
अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा 
सकेंगी अर्थात् : 
( क ) ( i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण 

किए हुए हैं , या 
( i) जिन्होंने 2650 - 4000 रुपये के या समतुल्य 

वेतनमान वाले पदों पर चार वर्ष नियमित 

सेवा की है , 
( ख ) 

जिनके पास सीधी भर्तीकिए गए व्यक्तियों के 
लिए स्तंभ 8 के अधीन विहित अर्हताएं हैं । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा 
आयोग से परामर्श किया जायेगा 


13 


14 


लागू नहीं होता 


समूह " ग " विभागीय प्रोन्नति समिति ( पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए ) : - 
1. निदेशक, प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान , रायपुर -- अध्यक्ष 
2. उप निदेशक / सहायक निदेशक, प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण अनुसंधान 
संस्थान, रायपुर 

- सदस्य 
3. चिकित्सा अधिकारी, प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान 
संस्थान, रायपुर 

- सदस्य 
4. उस क्षेत्र में केन्द्रीय/ राज्य सरकार के किसी अन्य कार्यालय से एक 
राजपत्रित अधिकारी 

-- सदस्य 


[ फा . सं. ए - 12018/ 46 / 2000 - कुष्ठ/ सी . सी. डी . ] 

नीता केजरीवाल, अपर सचिव 


[ MT II - U43(1)] 


MIG II - A : fast 15, 2001/ HTS 24, 1923 


2985 


New Delhi, the 27th August , 2001 


G . S . R 510 — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Fitter Electrician in the Regional 
Leprosy Training and Research Institute, Raipur, namely : 


1. Short title and commencement. - ( 1) These rules may be called the Regional Leprosy Training and Research Institute , 
Raipur (Fitter Electrician ) Recruitment Rules , 2001 , 


(2 ) They shall comeinto force on the date of their publication in the Official Gazette. 


2 . Number of post, classification and scale of pay. — The number of post , its classification and the scale of pay attached 
thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules. 


3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc .- - The method of recruitment, age limit , qualifications and other 
matters relating to the said post shall be as specificd in columns 5 to 14 of the said Schedule . 


4. 


Disqualification . — No person 


(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or 


(b ) who , having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person , 


shall be eligible for appointment to the said post : 


Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to themarriage and that there are other grounds for so doing , exempt any 
person from the operation of this rule . 


5 . Initial Constitution . — Persons holding the post of Fitter Electrician in Regional Leprosy Training and Research 
Institutc ,Raipur on regular basis on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed to 
thc post in according with the provisions of these rules and the regular service rendered by them before such commence 
ment shall be counted for the purposc of probation period , qualifying service for promotion , confirmation and pension . 


6 . Power to relax . — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , itmay, by 
order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or 
category of persons. 


7. Saving. – Nothing in thcsc rules shall affect rcscrvations, relaxation ofage limit and other concessions required to be 
provided for the Scheduled Castc , thc Schcduled Tribes, Ex - servicemen , Other Backward Classes and other special 
categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this 
regard 


SCHEDULE 


Name of 
Post 


No . of 
Post 


Clsassi 
fication 


Scale of 
Pay 


Whether Selection by mcrit 
or selection -cum -seniority 
or non -selection post 


Fittcr Electrician 


Not applicable 


1* ( 2001) 
* Subjcct to 
Variation dependent 
on workload . 


General Central 
Services Group C 
Non -Gazetted 
Non -Ministerial 


Rs. 3050 -75 
3950 - 80 - . 
4590 / 


- - - 


- 


- 


- 


- 


2741 G1/ 2001 - 5 


2986 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 15, 2001/BHADRA 24 , 1923 


PART II — SEC . 3 (0 


- - - 


- 


- 


- - 


Age limit for direct recruitment 


Educational and other qualifications 
required for direct recruits 


Whether benefit 
of added years 
of scrvice 
admissible under 
Rule 30 of the 
Central Civil 
Services (Pension ) 
Rules 1972 


No 


Between 18 -25 years 
( relaxable for Government servants 
upto 35 years in accordance with the 
instructions or orders issued by 
Central Government.) 


Essential : 
1.Matriculation or equivalent from a 
recognised board . 
2 . Certificate of Electrician from a recognised 
Industrial Training Institute . 
3 . One year s experience of working in an 
organisation of repute . 


Note : qualiſication (s ) is/are relaxable atthe 
discretion of the Competent Authority in case 
of candidates otherwise well qualified . 


Note 1 : The crucial date for determining 
the age limit shall be the closing date for 
receipt of applications from candidates in 
India ( and not the closing date prescribed 
for those in Assam , Meghalaya , Arunachal 
Pradesh , Mizoram , Manipur, Nagaland , 
Tripura , Sikkim , Ladakh Division of Jammu 
and Kashmir State , Lahaul and Spiti 
District and Pangi Sub -Division of Chamba 
district of Himachal Pradesh and Union 
Territory of Andaman and Nicorbar Islands 
or Lakshadweep ). 
Note 2 : In the case of recruitment made 
through the Employment Exchange , the 
crucial date for determining the age limit 
shall be the last date upto which the 
Employment Exchange is asked to submit 
the names. 


Method of recruitment, whether by direct 
Tecruitment or by promotion or by 
deputation /absorption and percentage 
of the posts to be filled by various 
methods 


In case of recruitment by promotion / 
deputation /absorption grades from 
which promotion /deputation / 
absorption to be made. 


Whcther age Period of 
and educational probation 
qualifications if any 
prescribed 
for direct 
recruits will 
apply in the 
case of 
promotees. 

10 
Not applicable Two years 


11 


12 


Not applicable 


100 % by direct recruitment : 
Note : Vacancies caused by the incumbent 
being away on deputation or long illness 
or study leave or under any other circums 
tances for a duration of one year or more 
may be filled on deputation basis from 
amongst officers of the Central Govern 
ment holding 


[ भाग 


- खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 15, 2001/ भाद्र 24, 1923 


2987 


% 


- 


- 


11 


(a ) (i) analogous posts on regular baisis ; 


Or 


( ii ) posts inthe pay scale of Rs . 2650/ 

4000 / - or equivalent with four years 

of regular service in the grade, and 
( b ) possessing the qualifications pre 

scribed for direct recruits under 
Column 8 . 


If a Departmental Promotion Committee exists what is 
its composition 


Circumstances in which UPSC is to be consulted in 
making recruitment 


___ 14 


Not applicable 


-- - Chairman 


Group C Departmental Promotion Committee 
( for considering confirmation) : 
1. Director , Regional Leprosy Training and 

Research Institute, Raipur , 
2 Deputy Director /Assistant Director, 

Regional Leprosy Training and 

Research Institute, Raipur, 
3. Medical Officer, Regional Leprosy 

Training and Research Institute , Raipur. 
A Gazetted Officer from another Central/ 
State Government in the area . 


- Member 


- Member 


-- Member . 


[ F. No. A. 12018/46/ 2000- Lcp/ CCD] 

NITA KEJREWAL, Under Secy . 


नई दिल्ली , 28 अगस्त, 2001 
सा . का . नि . 511..- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रादेशिक कुष्ठ 
प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का में बिजली मिस्त्री के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं 
अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान , आस्का 
(बिजली मिस्त्री) भर्ती नियम , 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 स्तम्भ में विनिर्दिष्ट है । 

3 . भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा , अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे 
होगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता : वह व्यक्ति 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिनका पति या जिनकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय 
है और ऐसा करने के लिए आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


2988 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 15 , 2001/BHADRA 24, 1923 


PART II - SEC . 3(1)] 


5. प्रारंभिक गठन : प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान , आस्का में ऐसे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को 
नियमित आधार पर बिजली मिस्त्री का पद धारण किए हुए हैं , वे इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार पद पर नियुक्त समझे जाएंगे और ऐसे प्रारंभ से 
पूर्व उनके द्वारा की गई नियमित सेवा प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए परिवीक्षा अवधि , अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए संगणित की जाएगी । 


6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , वहां वह , उसके लिए जो 
कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय- समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों , भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े 
वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


अनुसूची 


पद का 


वर्गीकरण 


पदों की 
संख्या 


नाम 


वेतनमाम चयन सह - ज्येष्ठता सेवा में जोड़े गए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 

या योग्यता के वर्षों का फायदा के लिए आयु सीमा 
आधार पर चयन केन्द्रीय सिविल 
अथवा अधयन पद सेवा (पेंशन ) 

नियम,1972 के 
नियम 30 के 
अधीन अनुज्ञेय 
है या नहीं 


12 


7 


बिजली 


नहीं 


मिस्त्री 


साधारण 3050 -75 लागू नहीं होता 
( 2001 ) केन्द्रीय सेवा, 3950 - 80 
* कार्यभार समूह " ग ", 4590 रु . 
के आधार पर अराजपत्रित, 
परिवर्तन किया अननुसचिवीय 
जा सकता है । 


18 से 25 वर्ष के बीच 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए 
अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी 
सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष 
तक की जा सकती है ) । 
टिप्पण 1 :- आयु - सीमा अवधारित करने 
के लिए निर्णायक तारीख भारत में 
अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के 
लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । 
( न कि वह अंतिम तारीख जो असम , 
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम , 
मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम , 
जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, 
हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति 
जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, 
अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप 
के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ) । 
टिप्पणी 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम 
से की जाने वाली भर्ती की दशा में , आयु - 
सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक 
तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिम तक 
रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए 
कहा गया है । 


[ भाग II - खण्ड 3(i)] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 15 , 2001/ भाद्र 24 , 1923 


2989 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं 


सीधी भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए विहित आयु 
शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों 
की दशा में लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की 
अवधि, यदि 
कोई हो 


10 
दो वर्ष 


लागू नहीं होता 


आवश्यक : 
1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य । 
2. किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से बिजली मिस्त्री व्यवसाय में प्रमाणपत्र । 
वांछनीय : - बिजली मिस्त्री के रूप में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव । 
टिप्पण : - अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के 
विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 


11 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / 

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भती की दशा में वे 
आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की 

श्रेणियों जिनसे प्रोन्मति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा । 
प्रतिशतता । 

____ 12 
सीधी भर्ती द्वारा 

लागू नहीं होता 
टिप्पण : - पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुटटी या 

किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के 
लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्न 
लिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा 
सकेंगी अर्थात् : 
( क ) (i ) जो नियमित आधार पर सदश पद धारण किए हुए हैं , या 
(ii ) जिन्होंने 2750 - 4400 / - रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले 

पदों पर तीन वर्षनियमित सेवा की है, या 
( iii ) जिन्होंने 2650 - 4000/ - रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले 

पदों पर चार वर्षनियमित सेवा की है, या 
(iv ) जिन्होंने 2610 - 3540/-- रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले 

पदों पर छह वर्ष नियमित सेवा की है, और 
( ख ) जिनके पास सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए स्तंभ 

8 के अधीन विहित अर्हता है । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचमा 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा 
आयोग से परामर्शकिया जाएगा । 


14 


लागू नहीं होता 


अध्यक्ष 


13 
विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचमा ( पुष्टि के लिए ) 
1. निदेशक , 

प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान , आस्का 
2. उप निदेशक / सहायक निदेशक , 

प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान , आस्का 
3. चिकित्सा अधिकारी, 

प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान , आस्का 
4 . उस क्षेत्र में केन्द्रीय/ राज्य सरकार के किसी अन्य कर्यालय 
____ से एक राजपत्रित अधिकारी 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


[ फा . सं . ए. 12018/ 11/ 2000 - कुष्ठ/ सी . सी . डी . ] 

नीता केजरीवाल, अवर सचिव 


2990 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 15 , 2001/ BHADRA 24 , 1923 


[Part II — SEC , 3 (1)] 


New Delhi, the 28th August, 2001 


G .S .R . 511. — In exercise of the powers conferred by the proviso to articlc 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post Electrician in the Regional Leprosy 
Training and Research Institute , Aşka, namely : 


1. Short title and commencement: ( 1) These rules may be alled the Regional Leprosy Training and Research 
Institute , Aska (Electrician ) Recruitment Rules, 2001. 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


2. Number of posts , classification and scale of pay : The number of post , its classification and the scale of 
pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules. 


3 . Method of recruitment, age limit , qualifications, etc .: — The method of the recruitment age limit , 
qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specificd in columns 5 10 14 of the said Schedule , 


4 . Disqualification : - No person , ( a ) who has entered into or contract a marriage with a person having 
a spouse or living . 

(b ) who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person , shall be eligible 
for appointment to the said post: 


Provided that thc Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any 
person from the operation of this rule . 


5 . Initial Constitution : - - Persons holding the post of Electrician in Regional Leprosy Training and Research 
Institute , Aska on regular basis on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed to the 
post according to the provisions of these rules and the regular service rendered by them before such commencement shall 
be counted for the purpose of probation period , qualifying service for promotion , confirmation and pension , 


6 Power to relax:- Where the CentralGovernment is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , 
it may , by order , and for rcasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any 
class or category person . 


7. Saving:-- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes , thc Scheduled Tribes, Ex - servicemen , Other Backward Class and 
other special categorics of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in 
this regard . 


SCHEDULE 


Name of 
The post 


Number of 


Classification 


Scale of pay 


post 


Whether selection 
by merit or selec - 
tion -cum -senjority 
or non -selection post 


Whether benefit of 
added years of service 
admissible under rule 
30 of the Central Civil 
Service (Pension ) 
Rules , 1972 


2 


5 


L 


Electrician 


Not Applicable 


No. 


* 1 ( 2001) 
* Subject to 
variation de- 
pcndent on 
workload . 


General Central Rs. 3050 - 75 - 
Services, 3950 -80 
Group C , 4590 / 
Non -Gazcited , 
Non -Ministerial 


( 4M II -- UUS 3(1)] 


YRGT 


743 : ficher 15 , 2001/ 465 24 , 1923 


1991 
- - - .- - 


- - 


- -- - - 


- 


- - - - - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


Age limit for direct recruitment 


Educational and other qualifications required for 
direct recruits 


- 


8 


Between 18 to 25 years 

Essential : 
( relaxable for Government servants upto 35 years in accor- 1 . Matriculation or equivalent from a recognized 
dance with the instructions or order issued by Central 

Board /University . 
Government.) 

2 . 

Certificatc in Electrician Trade in from an In 
Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall 

dustrial Training Institution . 
be the closing date for receipt of applications from candidates Desirablc : 
except for the closing date prescribed for those in Assam , Experience of working as Electrician for one year. 
Maghalaya , Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur, Note : Qualification are relaxable at the discretion of the 
Nagaland , Tripura , Sikkim , Ladakh Division of Jammu Compctent Authority in case of candidates otherwise 
& Kashmir State , Lahaul and Spiti District and Pangi well qualificd . 
Sub - division of Chamba District of Himachal Pradesh 
and Union Territorics of Andaman and Nicobar Islands 
or Lakshadweep . 
Note 2 : In the case of recruitment made through the 
Employment Exchange, the crucial date for determin 
ing the age limit shall be the last date upto which the 
Employment Exchange is asked to submit the names. 


Whether age and 
educational quali - 
fications prescribed 
for direct recruits 
will apply in the 
case of promotees 


Period of 
probation , 
if any 


10 


Not applicable 


Two years 


Method of recruitment whether by direct recruit - In case of recruitment 
ment or by promotion or by deputation /absorption by Promotion /deputa 
and percentage of the vacancies to be filled by tion /absorption grade 
variousmethods 

from which promo 
tion /deputation /absorp 
tion to be made 

12 
By direct recruitment. 

Not applicable . 
Note : Vacancies caused by the incumbent being 
away on deputation or long illness or study leave 
or under any other circumstances for a duration 
of 1 year or more may be filled on deputation 
basis from amongst officers of the Central 
Government holding : 
(a ) (i) analogous posts on regular basis ; 

( ii) posts in the pay scale of Rs. 2750 -4400 / 

or equivalent with three years regular 

service in the grade; or 
( iii ) posts in the pay scale of Rs. 2650 -4000 / 

or equivalent with four years regular service 

in the grade; or 
( iv) posts in the pay scale of Rs. 2610 -3540 / 

or equivalent with six years regular service 

in the grade; and 
(b ) possessing the qualification prescribed for direct 

recruits under Column 8 . 


2992 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 15, 2001/BHADRA 24 , 1923 


[PART II — Sec. 3 (1) ] 


Circumstances in which Union Public Service 
Commission is to be consulted in making recruitment 


14 


Not applicable . 


If a Departmental Promotion Committee exists, what is its 
composition 

___ 13 
Composition of Departmental Promotion Committee 
( for confirmation ) 
1. Director, Regional Leprosy Training and Research 

Institute , Aska - Chairman 
2 . Deputy Director/Assistant Director, Regional Leprosy 

Training and Research Institute, Aska – Member 
3. Medical Officer , Regional Leprosy Training and 
_ _ ResearchInstitute, Aska -- Member 
4 . A Gazetted Officer from another Central/ State 

Government office in the area — Member 


[ F. No. A. 12018/ 11 /2000 - Lep/ CCD ] 

NITA KEJREWAL , Under Secy , 


नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2001 
सा. का. नि . 512. - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रादेशिक कुष्ठ 
प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान , आस्का में स्वच्छता निरीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते 
हैं अर्थात् : 

1 . संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रादिशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का 
( स्वच्छता निरीक्षक ) भर्ती नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2 . पद- संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इससे/इन 
नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है । 

३. भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा , अहंताएं आदि : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा , अर्हताएं और उनेसे संबंधित अन्य बातें 
वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4 . निरर्हता : वह व्यक्ति 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिनका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5 . प्रारंभिक गठन : प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान , आस्का में ऐसे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को 
नियमित आधार पर स्वच्छता निरीक्षक का पद धारण किए हुए हैं , वे इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार पद पर नियुक्त समझे जाएंगे और ऐसे प्रारंभ 
से पूर्व उनके द्वारा की गई नियमित सेवा प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए परिवीक्षा अवधि , आर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए संगणित की जाएगी । 

6. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए 
जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

7. व्यावृत्ति : -- इन नियों की कोई बात , ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी , जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जन - जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य 
पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


[भाग I-खण्ड 307 


[ भाग II - खण्ड 3 (i )] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 15, 2001/ भाद्र 24 , 1923 


2993 


पद का 


पद का 


पदों की 


पदों की 


वर्गीकरण वेतन 


वर्गीकरण 


नाम 


संख्या 


अनुसूची 
वेतनमान चयन सह - ज्येष्ठता सेवा में जोड़े गए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 

या योग्यता के वर्षों का फायदा के लिए आयु- सीमा 
आधार पर चयन केन्द्रीय सिविल 
अथवा अचयन पद सेवा ( पेंशन ) 

नियम, 1972 के 
नियम 30 के 
अधीन अनुज्ञेय 
है या नहीं 


लागू नहीं होता 


स्वच्छता 
निरीक्षक 


45 
साधारण 4000 - लागू नहीं होता 
( 2001 ) केन्द्रीय मेवा, 100 
* कार्यभार समूह " ग ", 6000 रु. 
के आधार पर अराजपत्रित, 
परिवर्तन किया अननुसचिवीय 
जा सकता है । 


18 से 25 वर्ष के बीच । 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय जारी 
किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक 
शिथिल की जा सकती है ) । 
टिप्पण 1 : आयु सीमा अवधारित करने के 
लिएनिर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों 
से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की 
गई अंतिम तारीख होगी । ( न कि वह 
अंतिम तारीख जो असम, मेघालय , 
अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर , 
नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू 
कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल 
प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा 
चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान 
और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के 
अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ) । 
टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम 
से की जाने वाली भर्ती की दशा में , आयु 
सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक 
तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक 
रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए 
कहा गया है । 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


क्या सीधे भर्ती किए आने वाले 
व्यक्तियों के लिए निर्धारित 
आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में 
में लागू होंगी या नहीं । 


परिवीक्षा की 
अधि, यदि 
कोई हो 


10 
दो वर्ष 


लागू नहीं होता 


आवश्यक : 
1 . किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य । 
2. किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से एक वर्ष की अवधि का स्वच्छता निरीक्षक के 

प्रशिक्षण में डिप्लोमा / प्रमाणपत्र । 


2741 GI/ 20016 


2994 , 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 15, 2001/ BHADRA 24, 1923 


[ PART II - SEC . 3 (i) ] 


10 


वांछनीय : 
1. किसी लोक स्वास्थ्य संगठन में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव । 
2. उड़िया भाषा का ज्ञान । 
टिप्पण 1 : - अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी 
के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । 
टिप्पण 2 : - अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) / सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल 
की जा सकती है (है ) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग/ सक्षम 
प्राधिकारी/ कर्मचारी चयन आयोग की यह राप है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों 
को भरने के लिए अपेक्षित अमुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त 
संख्या में उलपब्ध होने की संभावना नहीं है । 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे 
आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की 

श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा 
प्रतिशतता । 
11 

12 
शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । 

लागू नहीं होता 
टिप्पण : - पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुटढी पा 

किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के 
लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्न 
लिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा 
सकेंगी अर्थात् : 
( क ) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं , या 
__ ( ii ) जिन्होंने 3200 - 4900 रु., 3050 - 4590 रु. 

या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच/ आठ वर्षनियमित सेवा 

की है, या 
( ख ) जिनके पास सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए 

स्तंभ 8 के अधीन विहित अर्हता है । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा 

आयोग से परामर्शकिया जाएगा । 
13 

14 
विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचमा ( पुष्टि के लिए ) 

लागू नहीं होता 
1. निदेशक, प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान , आस्का अध्यक्ष 
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान , आस्का सदस्य 
3. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान , आस्का सदस्य 
4. क्षेत्र का कोई अन्य केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी - सदस्य 


[ फा . सं. ए. 12018/ 18 /2000 - कुष्ठ/ सी. सी . डी. ] 

नीता केजरीवाल , अवर सचिव 


[ YM II - 


453(i) ) 


ART 


1742 : f 


er 15 , 2001 / T 24 , 1923 


2995 


SI 


New Delhi, the 29th August, 2001 


G .S .R . 512 .-— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of thc Constitution the President 
hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Sanitary Inspector in the Regional 
Leprosy Training and Rescarch Institute, Aska , namely : 


1. Short title and commencement:- 1) These rules may be called the Regional Leprosy Training and Research 
Institute , Aşka (Sanitary Inspector) Recruitment Rules , 2001, 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 


2 . Number of posts, classification and scale of pay : — The number of posts, its classification and the scale 
of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules. 


3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc .: — The method of the recruitment age limit, 
qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule. 


4 . Disqualification : - No person , 

(a ) who has entered into or contract a marriage with a person having a spouse living ; or 
(b ) who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person , shall be 
eligible for appointment to the said post: 


Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any 
person from the opcration of this rulc. 


5 . Initial Constitution : — Persons holding he post of Sanitary Inspector in Regional Leprosy Training and 
Research Institute , Aska on regular basis on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been 
appointed to the post in accordance with the provisions of these rules and the regular service rendered by them before 
such commencement shall be counted for the purpose of probation period , qualifying service for promotion , confirmation 
and pension 


6 . Power to relax : - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do . 
it may , by order , and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any 
class or category of persons. 


7 . Saving: - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex -servicemen , Other Backward Classes and 
other special categories of persons in accordance with the orders issued by the CentralGovernment from time to time in 
this regard . 


SCHEDULE 
Scale of pay 


Number of 


Classification 


Name of 
the post 


posts 


Whether selection 
by merit or selec - 
tion -cum - seniority 
or non - selection post 


Whether benefit of 
added years of service 
admissible under rule 
30 of the Central Civil 
Service (Pension ) 
Rules , 1972 


3 


Not Applicable 


Not applicable 


Sanitary 
Inspector 


* 1 (2001) 
* Subject to 
variation de 
pendent on 
workload . 


General Central Rs. 4000 
Services, 100 -6000 / 
Group C , 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial 


- 


2996 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 15 , 2001/ BHADRA 24 , 1923 


[PART 11 - - Sec . 3 (1) ] 


in 


- 


= 


- = 


Age limit for direct recruitment 


Between 18 to 25 years 
(Relaxable for Government servants upto 35 years in accor- 
dance with the instructions or order issued by Central 
Government.) 
Notc 1 : The crucial date for determining the age limit shall 
be the closing datc for receipt of applications from candidates 
in India and not the closing date prescribed for those 
in Assam Maghalaya , ArunachalPradesh ,Mizoram ,Manipur, 
Nagaland , Tripura , Sikkim , Ladakh Division of Jammu and 
Kashmir State , Lahul and Spiti Dist . and Pangi Sub - division of 
Chamba District ofHimachal Pradesh and Union Territories 
of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep . 
Note 2 : In the case of recruitment made through the 
Employment Exchange, the crucial date for determin 
ing the age limit shall be the last date upto which the 
Employment Exchange is asked to submit the names . 


Educational and other qualifications required for 
direct recruits 

8 
Essential : 
1. Matriculation or equivalent from a recognized 

Board 
2 . Diploma /Certificate in Sanitary Inspector s Training 

of a duration of one year from a recognised Institute . 
Desirable : 
1. One year s experience of working in a Public Health 
Organisation . 
2 . Knowledge of Oriya . 
Note : Qualification (s ) is/ are relaxable at the discretion 
of the Competent Authority in case of candidates other 
wise well qualified . 


Period of 
probation , 
if any 


Method of recruitment whether by direct recruit 
ment or by promotion or by deputation /absorption 
and percentage of the posts to be filled by 
various methods 


Whether agc and 
cducational quali- 
fications prescribed 
for direct recruits 
will apply in the 
case of promotces 

9 
Not applicable 


In case of recruitment 
by Promotion /deputa 
tion /absorption grade 
from which promo 
tion /deputation / 
absorption to be made 


10 


11 


12 


Two years 


100 % by direct recruitment. 

Not applicable . 
Note : Vacancies caused by the incumbent being 
away on deputation or long illness or study leave 
or under any other circumstances for a duration 
of one ycar or more may be filled on deputation 
basis from amongst officers of the Central 
Government holding : 
(a ) ( i) analogous posts on regular basis , or 

(ii ) posts irf the pay scale of Rs. 3200 - 4900 / 

3050 -4590 /- or equivalent with five /eight 

years regular service in the grade; and 
(b ) possessing the qualification prescribed for direct 

recruits under Column 8 . 


If a Departmental Promotion Committec exists , what is its 
composition 


- * * 


13 


Circumstances in which Union Public Service 
Commission is to be consulted in making recruitment 

14 
Not applicable 


Composition of Departinental Promotion Committee 
(for confirmation ) 
1. Director, Regional Leprosy Training and Research 

Institute , Aska - Chairman 
2 . ChiefMedical Officer, Regional Leprosy 

Training and Rescarch Institue , Aska -- Member 
3 . Senior Medical Officer , Regional Leprosy Training and 

Research Institute , Aska - Member 
4 . A Gazetted Officer from another Central/State 

Government office in the arca - Member 


[F . No. A . 12018 / 18 / 2000 -Lep /CCD ) 

NITA KEJREWAL , Under Secy , 


[ भाग II - खण्ड 3 ( )]] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 15, 2001 / भाद्र 24, 1923 


2997 


नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2001 
सा . का . नि . 513, - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण 
और अनुसंधान संस्थान , आस्का में पैरा चिकित्सीय कर्मकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते 
हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का ( पैरा 
चिकित्सीय कर्मकार ) भर्ती नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद - संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान यह होगा जो इन नियमों से 
उपाषद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है । 

___ 3 . भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु - सीमा , अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें 
वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता : वह व्यक्ति ( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है, या ( ख ) जिसने अपने 
पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन 
अमुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. प्रारम्भिक गठन : क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का में ऐसे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को 
नियमित आधार पर पैरा चिकित्सीय कर्मकार का पद धारण किए हुए हैं , वे इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार पद पर नियुक्त समझे जाएंगे और ऐसे 
प्रारम्भ से पूर्व उनके द्वारा की गई नियमित सेवा प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए परिवीक्षा अवधि अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए संगणित की 
जाएगी । 

अनुसूची 
वर्गीकरण वेतनमान योग्यता के सेवा में जोड़े गए सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
संख्या 

आधार पर वर्षों का फायदा के लिए आयु सीमा 
चयन या चयन केन्द्रीय सिविल 
सह - ज्येष्ठता सेवा (पेंशन ) 

नियम, 1972 
के नियम 30 के 
अधीम अनुज्ञेय 
है या नहीं । 


पद का नाम 


अथवा अचयन 


सह - 
चिकित्सीय 
कर्मकार 


लागू नहीं 
होता 


* 2 
( 2001 ) 
कार्यभार के 
आधार पर 
परिवर्तन किया 
जा सकता है । 


साधारण 3200 - 85 - 
केन्द्रीय सेवा, 4900 रु. 
समूह " ग " , 
अराजपत्रित , 
अननुसचिवीय 


18 और 25 वर्ष के बीच 
टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी 
किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक 
शिथिल की जा सकती है । 


टिप्पण 1 : आयु - सीमा अवधारित करने 
के लिए निर्णायक तारीख भारत में 
अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए 
नियत की गई अंतिम तारीख होगी ( न 
कि यह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय , 
अरुणाचल प्रदेश, मिझोरम , मणिपुर , 


2998 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 15 , 2001 / BHADRA 24 , 1923 


PART II -- SEC . 3(i) ] 


नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम , जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश 
के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा 
जिले के पांगी उपखंड, अंदमाम और 
निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियें 
के लिए विहित की गई है ) । 
टिप्पणी 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम 
से की जाने वाली भर्ती की दशा में , आयु 
सीमा अवधारित करने के लिएनिर्णायक 
तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक 
रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए 
कहा गया है । 


-- - -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी । 
या नहीं 


परिवीक्षा की अवधि , 
यदि कोई हो 


9 


10 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


1 . किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य । 
2. किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से पैरा चिकित्सीय कर्मकार 

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र रखता हो । 
टिप्पण : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में 
सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां 
जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है 


- - - - - - - 


- 


12 
लागू नहीं होता 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या 
प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा 
भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 

11 
100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । 
टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन 

छुट्टी था किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या 
इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण 
हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित 
अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी 

जा सकेंगी अर्थात : 
( क ) ( i ) जो नियमित आधार पर सुदृश पद धारण 

किए हुए हैं , या 
( ii ) जिन्होंने 3050 - 4590 रुपये के या समतुल्य 
वेतममान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की 

है , और 
( ख ) जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन सीधी भर्ती किए 

गए व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता है । 


[ भाग II - खण्ड 3(i)] 


. भारत का राजपत्र : सितम्बर 15, 2001 / भाद्र 24, 1923 


2999 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा 
आयोग से परामर्श किया जाएगा 


13 


14 


लागू नहीं होता 


अध्यक्ष 


समूह " ग " विभागीय प्रोन्नति समिति ( पुष्टि के संबंध में 
विचार करने के लिए ) 
1. निदेशक , प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण संस्थान , आस्का 
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण संस्थान , आस्का 
3 . ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी , प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण संस्थान , आस्का 
4 . उस क्षेत्र में किसी अन्य केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार कार्यालय से 
___ एक राजपत्रित अधिकारी 


सदस्य 


सदस्य 
- सदस्य 


[ फाइल. ए. 12018/15/ 2000 - कुष्ठ/ सी . सी. डी .] 

नीता केजरीवाला अवर सचिव 


New Delhi, the 4th September, 2001 


G. S . R. 513. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the 
President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Para Medical Worker in 
the Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska, namely : 


1. Short title and commencement: - (i) These rules may be called the Regional Leprosy Training and Research 
Institute, Aska, ( Para Medical Worker ) Recruitment Rules , 2001 . 


( ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


2 . Number of posts, classification and scale of pay : - The number of said post , its classification and the 
scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules. 


3 . Method of recruitment, age limit , other qualifications, etc.: — The method of recruitment, age limit, 
qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule . 


4 . Disqualification :— No person , 
( a ) who has entered into or contract a marriage with a person having a spouse living ; or 


( b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person , 


shall be eligible for appointment to the said post : 


Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are grounds for so doing , exempt any 
person from the operation of this rule . 


5 . Initial Constitution : Personsholding the post of Para MedicalWorker in the Regional Leprosy Training 
and Research Institute , Aska , on regular basis on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been 
appointed to the post in accordance with the provisions of these rules and the regular service rendered by them before 
such commencement shall be counted for the purpose of probation period , qualifying service for promotion , confirmation 
and pension , 


6 . Power to relax : - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to 
do , may, by order and for reasons to be recorded in writing , relax any of the provisions of these rules with respect to any 
class or catcgory persons . 


3000 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 15 , 2001/BHADRA 24 , 1923 


Part II -- - Sec , 3 (1)] 


h 


7 . Saving : Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Schedules Caste , the Scheduled Tribes , the Ex -Servicemen , Other Backward Classes and 
other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in 
this regard . 

SCHEDULE 
Name Number of Classification Scale of Whether Whether benefit Age limit for 
of the posts 

pay 

Selection of added years direct recruitment 
Post 

by merit or of servicc admi 
Selection - ssible under rule 
cum - senio - 30 of the Central 
rity or non - Civil Service 
Selection (Pension ) Rules, 

post 1972 
2 

3 

4 5 
Рага 2 * ( 2001) General Central R $. 3200 - Not 

No Between 18 and 25 years 
Medical Subject to Services, 85 -4900 applicable 

( relaxable for Government 
Worker variation Group - C 

servants upto 5 years in 
dependent Non -Gazetted, 

accordance with the instruc 
on workload . Non -Ministerial 

tructions or orders issued by 
Central Government. ) 
Note 1 : The crucial date for 
determining the age limit shall, 
be the closing date for receipt of 
applications from candidates in 
India , (and not the closing date 
prescribed for those in Assam , 
Meghalaya, Arunachal Pradesh , 
Mizoram , Manipur, Nagaland , 
Tripura , Sikkim , Ladakh division 
of Jammu and Kashmir State, 
Lahaul and Spiti District and 
Pangi Sub Division of Chamba 
District of Himachal Pradesh , and 
Union Territories of Andaman and 
Nicobar Islands or Lakshadweep ). 
Note 2 : In the case of recruitment 
made through the Employment 
Exchange , the crucial date for 
deiçrmining the age limit shall be 
the last date upto which the 
Employment Exchange is asled to 
submit the names . 


Educational and other 
qualifications required 
for direct recruits 


Whether age and educational Period of 
qualifications prescribed for probation , 
direct recruits will apply if any 
in the case of promotees 


Method of Recruitment whether by 
direct recruitment or by Promotion 
or by deputation / absorption and 
percentage of the posts to be 
filled by variousmethods 

11 
100 % by direct recruitment. 
Note : vacancies caused by the 
incumbent being away on deputa 
tion or long illness or study leave 


8 


10 
Two years 


Not applicable 


1. Matriculation or equivalent 

from any recognised board . 
2 . Certificate of having passed 

Para Medical Worker Train 


[ 477 II - 05 3 ( 1) ] 


471 977 74141 : HERR 15 , 2001/475 24 , 1923 


3001 


= 


= 


= 


10 


11 


ing Course from a recognised 
Institution 
Note : Qualification (s ) is are 
relaxable at the discretion of 
the Competent Authority in 
case of candidates otherwise 
well qualified 


or under any other circumstances 
for a duration of one year or more 
may be filled on deputation basis 
from amongst officers of the 
Central Government holding : 
(a )(i) analogous posts on regular 
basis ; or 
(ii) posts in the pay scale of 
Rs. 3050 -4590 or equivalent with 
three years of regular service in 
the grade, and 
(b ) possessing qualification 
prescribed for direct recruits 
under column 8 . 


In case of recruitment by promotion / 
deputation /absorption grade from 
which promotion /deputation /absor 
ption to be made 


12 


Not applicable 


If a Departmental Promotion Committee Circumstances in which 
exists , what is its composition 

Union Public Servicc 
Commission is to be con 

sulted in making recruitment 
13 
Group C Departmental Promotion Com - Not applicable 
mittee ( for considering confirmation ) : 
1. Director, Regional Leprosy Training 
Institute , Aska 

- Chairman 
2 . ChiefMedical Officer, Regional 

Leprosy Training Institute , 
Aska 

- Member 
3 . Senior Medical Officer , Regional 

Leprosy Training Institute , 
Aska 

- Member 
4 . A Gazetted Officer from another 

Central/ State Government office 
in the area 

- Member 


[F. No. A . 12018 / 15 /2000 -Lep /CCD ] 

NITA KEJREWAL , Under Secy , 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department of Agriculture and Cooperation ) 

CORRIGENDUM 

New Delhi, the 7th August , 2001 
G .S . R . 314 . - In the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of 
Agriculture and Cooperation ), No . GSR 140 of 2001 dated 10th March , 2001, published in the Gazette of India - - 
Extraordinary, Part II , Section 3, Sub Section (I) dated 10th March , 2001 
The entries in column 6 shall be read under column 7 , and that of column 7 , to be read under column 6 . 

(No. 13 -3/ 98 -My(Admn.)Pt] 
Y . TSERING , Director (Machinery ) 


2741 GI/2001 — 7 


3002 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 15, 2001/ BHADRA 24, 1923 


[ PART II - - SEC . 3(6)] 


पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 

नई दिल्ली, 27 अगस्त , 2001 
सा . का . नि . 515. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय वनस्पति 
विज्ञान सर्वेक्षण ( वैज्ञानिक समूह " ख " ) भर्ती नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण ( वैज्ञानिक " ख " ) संशोधम भर्ती नियम, 2000 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण ( वैज्ञानिक " ख " ) भर्ती नियम, 2000 की अनुसूची में : 
( 1) स्तम्भ 8 में टिप्पण 2 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा अर्थात् ; 

" टिप्पण - 2 अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है ( है ) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा 
आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के 

अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । " 
( शैक्षिक अर्हता में विशिष्ट विधा और क्षेत्र जिसमें अनुभव अपेक्षित हैं भर्ती के समय अपेक्षा के अनुसार विनिर्दिष्ट की जाएंगी ।) 
( II ) स्तम्भ 9 में, की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् : -- - 
" आयु- - नहीं 
शैक्षिक अर्हता - नहीं 
लेकिन किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अपेक्षित विधा कम से कम " बी . एस . सी . डिग्री. या समतल्य अवश्य हो । " 
( III ) स्तम्भ 13 में , टिप्पण 1 और टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा । 

[ फा. सं. 1/3/ 95 - सीएसबी ] 

__ ए. के. मेहता, उपसचिव 
पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड ( I ) में सा . का. मि. 524 , तारीख 30 दिसम्बर , 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए । 


M 


MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS 

New Delhi, the 27th August,, 2001 
G .S . R . 515 . — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President 
hereby makes the following rules to amend the Botanical Survey of India ( Scientist B ) Recruitment Rules , 2000 , 
namely : 

1 . ( 1) These rules may be called the Botanical Survey of India (Scientist B ) Amendment Recruitment Rules , 
2001 . 

(2 ) They shall come into force on the date of thçir publication in the Official Gazette . 
2 . In the schedule to Botanical Survy of India ( Scientist B ) Recruitment Rules, 2000 , 

(i ) in column 8 for Note - 2 , the following Note shall be substituted , namely : 
“ Note - 2 : The qualifications regarding experience is / are relaxable at the discretion of the Union 
Public Scrvice Commission in the case of candidatos belonging to the Scheduled Castes and the 
Scheduled Tribes if at any stage of selection , the Union Public Service Commission is of the opinion 
that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are 

not likely to be available to fill up the posts reserved for them . 
( The particular discipline in the educational qualification and areas in which experience are required shall be 
specified according to the requirement at the time of recruitment)" ; 

( ii) in column 9, for the entry , the following eniry shall be subsituted , namely : 
" Age - No. . 
Educational Qualification : No . 
Butmust posses at least a B . Sc . Degree in the required discipline of a recognised university or equivalent." ; 
( iii ) in Column 13 , Note 1 and Note 2 shall be omitted . 

( E. No . 1/ 3 / 95 - CSB] 

___ A. K . MEHTA, Dy. Secy . 
Foot Note : - - The principal Rules were published vide GSR 524 dated the 30th December , 2000 in the Gazette of India 

Part II , Section 3, Sub- section( i) . 


[ भाग 1 - खण्ड 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 15 , 2001/ भाद्र 24 , 1923 


3003 


जल संसाधन मंत्रालय 

नई दिल्ली , 27 अगस्त, 2001 
सा . का. नि . 516. - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री 
अनुसंधानशाला, मई दिल्ली ( समूह ग ) पद भर्ती नियम ,1983 तथा केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली, समूह ग अननुसचिवीय 
भर्ती नियम, 1988 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है जल संसाधन 
मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली में भंडारी ग्रेड I , भंडारी ग्रेड II और भंडारी ग्रेड III के पदों पर भर्ती की पद्धति 
का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली ( भंडारी ) भर्ती 
नियम , 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : -- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा, अर्हताएं आदि : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु सीमा , अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें 
वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से संभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता : - यह व्यक्ति 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या 
( ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीधीन है , वहां वह उसके लिए 
जो कारण हैं उन्हें लेखषद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की 
बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृत्ति : - - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय- समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व 
सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपाबंध करना अपेक्षित है । 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
संख्या 


अनुसूची 
चयन - सह - ज्येष्ठता सेवा में जोड़े गए वर्षों का सीधे भर्ती किए जाने 
या योग्यता के आधार फायदा केन्द्रीय सिविल वाले व्यक्तियों के 
पर चयन अथवा सेवा (पेंशन ) नियम , लिए आयु सीमा 
अचयन 

1972 के नियम 30 के 
अधीन अनुज्ञेय है या नहीं 


2 


6 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


1. भंडारी 

ग्रेड 


5000 - 150 - 
8000 रु. 


चयन - सह 
ज्येष्ठता 


1 * 

साधारण 
( 2001 ) केन्द्रीय सेवा 
* कार्यभार के समूह ग 
आधार पर अराजपत्रित 
परिवर्तन अननुसचिवीय 
किया जा 
सकता है । 


3004 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 15 , 2001/BHADRA 24 , 1923 


Part II - SEC . 3 (0) 1 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्मत 
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की अवधि यदि 
कोई हो 


10 
लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा 
या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों 
द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे 
प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा । 


11 


12 


100 % प्रोन्नति द्वारा 


ऐसे भंडारी ग्रेड II की प्रोन्नति द्वारा जिसने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 
उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है । 
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने अपनी अहंक / पात्रता 
सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उमसे ज्येष्ठ व्यक्तियों 
के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी 
अहंक/ पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हका पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष 
से, इनमें से जो भी कम हो , कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों 
सहित, जिन्होंने ऐसी अहंक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर 
श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । 


यदि निर्धारण बोर्ड/विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से 
परामर्शकिया जाएगा । 


14 


लागू नहीं होता 


13 
विभागीय प्रोन्नति समिति समूह ग जिसमें निम्नलिखित होंगे : 
1. मुख्य अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री 

अनुसंधान शाला (निदेशक केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री 

अनुसंधानशाला द्वारा नाम निर्दिष्ट ) 
2. अवर सचिव केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला 
3. उपसचिव/ अवर सचिव ( केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री 

अनुसंधानशाला का भारसाधक ), जल संसाधन 
मंत्रालय 


-- अध्यक्ष 
- सदस्य 


-- सदस्य 


3 


2 . भंडारी 


45 
4000 - 100 - अचयन 
6000 रु. 


ग्रेड 


होता 


2 * 
( 2001 ) 
* कार्यभार 
के आधार 
पर परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


साधारण 
केन्द्रीय सेवा, 
समूह ग , 
अराजपत्रित, 
अमनु 
सचिवीय 


6 . 
लागू नहीं 18 - 25 वर्ष 

__ ( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए 

अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी 
सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों 
के मामले में 40 वर्ष तक और 
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति 
के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष तक 
शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण 1 :- केन्द्रीय सरकार द्वारा 
समय - समय पर यथा अधिसूचित 
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन 


[ भाग - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 15, 2001 / भाद्र 24, 1923 


3005 


जातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और कतिपय 
अन्य प्रवर्गों के लिए शिथिल की जा 
सकती है । 
टिप्पण 2 : - - अनुसूचित जातियों/ 
अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े 
वर्गों की किसी अन्य आयु के साथ 
संचयी रूप से शिथिल की जा सकती 


टिप्पण 3 : - आयु - सीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक तारीख भारत 
में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने 
के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो 
असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश , 
मिजोरम, मणिपुर , नागालैंड, त्रिपुरा , 
सिक्किम , जम्मू - कश्मीर राज्य के 
लदाख खंड,हिमाचल प्रदेश के लाहौल 
और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के 
पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है । ) 
टिप्पण 4 : रोजगार कार्यालयों के 
माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की 
दशा में , आयु - सीमा अवधारित करने 
के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम 
तारीख होगी जिस तक रोजगार 
कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा 
गया है । 


10 


केवल सीधी भर्तीकिए गए 
व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । 


किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सीनियर 
सैकेण्डरी ( 10+ 2 ) या समतुल्य इंजीमियरी/ 
वैज्ञानिक भंडार संभालने और भंडार के लेखा 
का तीन वर्ष का अनुभव । 


11 
(i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । 
( i )50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर 

प्रतिनियुक्ति द्वारा । 


12 
प्रोन्नति : - ऐसे भंडारी ग्रेड III द्वारा जिसने उस श्रेणी में 8 ( आठ) वर्ष नियमित 
सेवा की है । 
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने अपनी 
अहंक /पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां 
उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि 
उनके द्वारा की गई ऐसी अहंक/ पात्रता सेवा , अपेक्षित अहंक / पात्रता सेवा के आधे से 
अधिक से या दो वर्ष से , इनमें से जो भी कम हो , कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे 
कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है , 
अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक 
पूरी कर ली हो । 


3006 


THE GAZETTE OFINDIA: SEPTEMBER 15, 2001/ BHADRA 24, 1923 


PART II -- SEC . 3 (i)| 


- 


- 


12 


प्रतिनियुक्ति : - ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार के अधीन सदृश/ समतुल्य पद 
धारण किए हुए हैं और जिसके पास स्तम्भ 8 में विहित अर्हताएं या ऐसे व्यक्ति जो 
केन्द्रीय सरकार के अधीन 3050 -4590 रु . के वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष 
नियमित सेवा की है और जिनके पास स्तम्भ 8 में विहित अर्हताएं हैं । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठम/विभा में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद 
पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति 
पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 
को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ) । 


13 


14 


लागू नहीं होता 


विभागीय प्रोन्नति समिति समूह ग ( केवल प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति और 
पुष्टिकरण के लिए ) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 
1. मुख्य अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला 

(निदेशक केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला द्वारा नाम निर्दिष्ट ) – अध्यक्ष 
2. अवर सचिव , केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला - सदस्य 
3. उप सचिव/ अवर सचिव ( केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला 
का भार साधक ), जल संसाधन मंत्रालय 

--- सदस्य 


1 


2 


3 


4 


5 


7 


3. भंडारी 

ग्रेड 


1*( 2001 ) साधारण केन्द्रीय 3050 - 75 - लागू नहीं होता लागू नहीं होता 
" कार्यभार के सेवा, समूह ग 3950- 80 
आधार पर अराजपत्रित, 4590 रु. 
परिवर्तन किया अननुसचिवीय 
जा सकता है । 


18 से 25 वर्ष 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए 
गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
सरकारी सेवकों के लिए साधारण 
अभ्यर्थियों के मामले में 40 वर्ष तक 
और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित 
जमजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 
वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) 
टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा 
समय - समय पर यथा अधिसूचित 
अनुसूचित जातियों / अनुसूचित 
जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और 
कतिपय अन्य प्रवर्गों के लिए शिथिल 
की जा सकती है । 
टिप्पणी 2 : - अनुसूचित जातियों / 
अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े 
वर्गों की किसी अन्य आयु के साथ 
संचयी रूप से शिथिल की जा सकती 


[ भाग [ - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 15, 2001 / भाद्र 24 , 1923 


3007 


टिप्पण3 : - आयु सीमा अवधारित 
करने के लिएनिर्णायक तारीख भारत 
में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने 
के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो 
असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश , 
मिजोरम , मणिपुर , नागालँड, त्रिपुरा , 
सिक्किम , जम्मू - कश्मीर राज्य के 
लदाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल 
और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के 
पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है ) । 
टिप्पण 4 : -- रोजगार कार्यालयों के 
माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की 
दशा में , आयु सीमा अवधारित करने 
के लिए निर्णायक तारीख पह अंतिम 
तारीख होगी जिस तक रोजगार 
कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा 
गया है । 


10 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से 
मैट्रिकुलेशन या समतुल्य । 
भंडार संभालने/ भंडार के लेखा कार्य में एक 
वर्ष का अनुभव वाछनीय है । 


12 


100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता 


14 


लागू नहीं होता 


13 
विभागीय प्रोन्नति समिति समूह ग (केवल 
पुष्टिकरण के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 
1. मुख्य अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला 

( निदेशक केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला द्वारा नाम निर्दिष्ट ) - अध्यक्ष 
2. अवर सचिव, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला 

- सदस्य 
3. उप सचिव/ अवर सचिव ( केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधामशाला 
का भार साधक ) , जल संसाधन मंत्रालय 

- सदस्य 


[ सं . 5/ 2001/ फा. सं. 2/( 5 )/ 2001 - स्था - II ] 

गोपाल दास , अपर सचिव 


3008 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 15 , 2001/BHADRA 24 , 1923 


PART II- SC. 3(1)] 


MINISTRY OF WATER RESOURCES 


New Delhi, the 27th August , 2001 


G .S . R 516 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession 
of the Central Soil and Materials Research Station, New Delhi Group C posts recruitment Rules , 1983 and Central Soil and 
Materials Research Station ,New Delhi,Group C non -ministeral Recruitment Rules , 1988, except as respect things done or 
omitted to be done before such supersession , the President hereby makes the following rules regulating the methods of 
recruitment to the post of Store Keeper Grade I, Store Keeper Grade II and Store Keeper Grade III in the Central Soil and 
Materials Research Station , New Delhi, under the Ministry ofWater Resources , namely : 


1. Short title and commencement : - (i) These rules may be called the Central Soil and Materials Research 
Station ,New Delhi, (Store Keepers ) Recruitment Rules, 2001. 

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

2. Number of posts , classification and scale of pay : - The number of posts , its classification and the scales of 
pay attached thereto , shall be as specified in columns (2 ) to (4) of the Schedule annexed to these rules. 

3 . Method of Recruitment, age limit, and other qualifications etc . :- The method of Recruitment to the said 
Post , age limit , qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5 ) to ( 14 ) of the said 
Schedule 

4 . Disqualification. — No person , 


(a) 


who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or 


(b ) 


who , having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person , 


shall be eligible for appointment to the said posts : 


Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any 
person from the operation of this rule . 


5 . Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , 
it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission , 
relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. 


6 . Savings. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex -serviceman 
and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the CentralGovernment from time to time 
in this regard . 

SCHEDULE 


Name of 
Post 


Classification 


Numberof 
posts 


Scale of 
pay 


Age limit for direct 
recruits 


Whether Whether beneſīt 
Selection -by - of added years of 
Merit or service admissible 
Selection under rule 30 of 
cum -Seniority the Central Civil 
orNon Services (Pension ) 
Selection Rules , 1972 
Post 


5 


6 


1 . Store 
Kecper 
Grade I 


Not applicable 


1* (2001) 
* Subject to 
variation 
dependent 
on workload . 


4 
General Central Rs. 5000 - 
Service Group C 150 
Non -Gazetted , 8000 
Non -Ministerial. 


Not 
applicable 


Selection 
aim 
Seniority 


( 477II - 143( ) ] 


4T 


17474 : HTRR 15 , 2001/ 416 24 , 1923 


3009 


m 


2 


Educational and other qualifications 
required for direct recruits 


Whether age and educational Period of 
qualification prescribed for probation , 
direct recruits will apply in if any 
the case of promotees 


Method of recruitment, whether 
by direct recruitment or by 
promotion or by deputation / 
absorption and percentage of 
the posts to be filled by various 
methods 


10 


117 


Not applicable 


Not applicable 


Not 
applicable 


100 % by promotion 


D 


13 


In case of recruitment by promotion If a Board of Assessment/ Departmental Circumstances in which 
deputation / absorption , grades from Promotion Committee exists , what is its 

Union Public Service 
which promotion /deputation / composition 

Commission is to be 
absorption to be made 

consulted in making 
recruitment 

14 
By promotion of Store Keeper Grade II Departmental Promotion Committee for Group C Not applicable 
with 8 years service in the grade consisting of : 
rendered after appointment thereto on 1. Chief Research Officer, Central Soil and 
a regular basis. 

Materials Research Station ( to be nominated 
Note : Where juniors who have comple by Director, Central Soil and Materials 
ted their qualifying / eligibility service are Research Station ) - Chairman 
being considered for promotion their 2 Under Secretary, Central Soil andMaterials 
seniors would also be considered Research Station Member 
provided they are not short of the 3 . Deputy Secretary /Under Secretary ( Incharge 
requisite qualifying/eligibility service by Central Soil and Materials Rescarch Station ) 
more than half of such qualifying / eligibility Ministry of Water Resources Member 
service or two years, whichever is less 
and have successfully completed their 
probation period for promotion to the 
next higher grade alongwith their juniors 
who have already completed such 
qualifying /eligibility service 


2 


2. Store 

Kecper 
Grade II 


3 
Gencral Central 
Service Group C 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial. 


2 * (2001) 
* Subject to 
variation 
dependent 
on workload 


Rs. 4000 - Non - 
100 Selection 
6000 


Not 
applicable 


18 — 25 years 
(Relaxable for Government 
servants upto 40 years in case 
of Gencral candidates and 45 
years in case of Scheduled 
Caste /Schedule Tribe candi 
dates in accordance with the 
instructions or orders issucd 
by the Central Government). 
Note 1 : Relaxable for 
Scheduled Castes/ Scheduled 
Tribes /Other Backward 
Classes and certain other cate 
gories as notified by the 
Central Govt . from time to time. 
Note 2 : Relaxable cumulatively 
with any other age relaxation 
of Scheduled Castes / 
Scheduled Tribes/Other Back 
ward Clases. 


2741 G1/2001 — 


3010 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 15, 2001/BHADRA 24, 1923 


PART II - Sec. 3 (1)] 


Note 3 : The crucial date for 
determining the age limit shall 
be the closing date for receipt 
of applications from candidates 
execept for the closing date 
prescribed for those in Assam , 
Meghalaya , Arunachal Pradesh , 
Mizoram ,Manipur, Nagaland , 
Sikkim , Ladakh division of 
Jammu and Kashmir , Lahaul 
and Spiti District and Pangi 
Sub -Division of Chamba 
District ofHimachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar Islands 
and Lakshadweep . 
Note 4 : In case of appoint 
ment to be made through the 
Employment Exchange , the 
crucial date shall be the last 
date upto which the Employ 
ment Exchange is asked to 
submit the names. 


• 


8 


10 


11 


No 


Two years for direct 
recruits only 


Senior Secondary ( 10 + 2 ) or equivalent 
from a recognised University or Board . 
Three years experience in Engineering 
Scientific store handling and store 
accounting 


(i) 50 % by direct recruitment. 
(i ) 50 % by promotion failing 

which by deputation . 


12 


13 


14 


Not applicable . 


Promotion : 
Store Keeper Grade III with 8 years 
regular servicc in the grade. 


Departmental Promotion Committee for Group 
C consisting of ( for promotion /deputation and 
confirmation only ) : 
1, Chief Research Officer, Central Soil and 
Materials Research Station (to be nomi 
nated by Director, Central Soil and 

Materials Research Station ) Chairman 
2 . Under Secretary, Central Soil and 

Materials Research Station Member 
3. Deputy Secretary /Under Secretary 

( Incharge Central Soil and Materials 
Research Station ) Ministry of Water 
Resources. 

- Member 


Note : Where juniors who have comple 
ted thcir qualifying / cligibility service 
are being considered for promotion 
their seniors would also be considered 
provided they are not short of the 
rcquisitc qualifying/eligibility service 
by more than half of such qualifying 
cligibility scrvice or two years , which 
CVC is less and have successfully 
completed their probation period for 
promotion 10 the next higher grade 
alongwith their juniors who have 
already completed such qualifying 
cligibility service . 
Deputation : 
Persons holding analogous/cquivalent 
posts under the Central Government and 
possessing the qualifications prescribed 


[ ATTII - U15 3 (1) ] 


MTG 1791 : 

f 


15, 2001/ 465 24, 1923 


3011 


12 


in column 8 or persons holding posts in 
· the scales of 3050 - 4590 under the Central 

Government with 8 years regular service 
in the grade and possessing the 
qualifications prescribed in column 8 . 
(Period of deputation including period 
of deputation in another excadre post 
held immediately preceding this 
appointment in the same or some other 
organisation /department of the Central 
Government shall ordinarily not exceed 
3 years. The maximum age limit for 
ippointment by deputation shall not be 
exceeding 56 years as on the closing date 
of receipt of applications ). 


2 


3 . Store 1* (2001) 

Keeper * Subject to 
Grade III variation 

dependent 
on workload . 


3 
General Central 
Service, Group C 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial. 


4 5 

6 
Rs. 3050 - Not Not 
75-3950 applicable applicable 
80 -4590 


18 — 25 years 
(Relaxable for Government 
servants upto 40 years in case 
of General candidates and 45 
years in case of Scheduled 
Caste /Schedule Tribe candi 
dates in accordance with the 
instructions or orders issued 
by the Central Government). 
Note 1 : Relaxable for 
Scheduled Castes / Scheduled 
Tribes /Other Backward 
Classes and certain other cate 
gories as notified by the 
Central Govt. from timeto time. 
Note 2 : Relaxable cumulatively 
with any other age relaxation 
of Scheduled Castes/ 
Scheduled Tribes/Other Back 
ward Classes 
Note 3 : The crucial date for 
determining the age limit shall 
be the closing date for receipt 
of applications from candidates 
except for the closing date 
prescribed for those in Assam , 
Meghalaya , ArunachalPradesh , 
Mizoram , Manipur, Nagaland , 
Sikkim , Ladakh Division of 
Jammu and Kashmir , Lahaul 
and Spiti District and Pangi 
Sub -Division of Chamba 
District of Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar Islands 
and Lakshadweep . 


3012 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 15 , 2001/BHADRA 24 , 1923 


Part II - SEC. 3 ( 1) ] 


Note 4 : In case of appoint 
ment to be made through the 
Employment Exchange, the 
crucial date shall be the last 
date upto which the Employ 
ment Exchange is asked to 
submit the names . 


9 


10 


11 


Two years 


Not 
applicable 


100 % by direct recruitment. 


Matriculation or equivalent from a 
recognised University of Board . 
One years experience in store 
handling store accounting desirable. 


141 


Not applicable 

Departmental Promotion Committee Group Not applicable 
C consisting of (for confirmation only) : 
1. Chief Research Officer, Central Soil and 

Materials Research Station ( to be nomi 
nated by Director, Central Soil and 
Materials Research Station ). Chairman 
2 . Under Secretary, Central Soil and 

Materials Research Station - Member 
3. Deputy Secretary /Under Secretary 

( Incharge Central Soil and Materials . 
Research Station ) Ministry of Water 
Resources . 

- Member 
[No. 5/2001/F. No.2/(5)/2001-Estt. TIJ 

GOPAL DASS , Under Secy. 
शुद्धिपत्र 

as fort, 29 37* * , 2001 
HT. T. ft. 517 . - PR37514747 41 2 , U16 3, 59015 (i) TRIO 3 HTF, 2001 # 788498504 Wolfyner 157 CR 
A HATUH 14 B HI H . 130 , TRI 8 mart, 2001 70 27 , 

(i) if # fanfatta 37 IST VII , Stefa : 
" प्रयोगशाला सहायक श्रेणी III के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने, अनुसूची में " 
( i ) (i) # , " PITE H8744 stofI896 # Fift . 1 19 " present site in tot 74 
( iii) u ( ii ) ," HEIM HR VA III Hift 519 3 F great suite 3 * ita fe IGT 

[ 997. H. 6 / 2001/17. 2 /( 10 ) /98- 727 . II ] 

गोपाल दास, अवर सचिव 
CORRIGENDA 

New Delhi, the 29th August, 2001 
G .S . R . 317 . - In the notification of Government of India in the Ministry of Water Resources No.GS. R . 130 , dated 
the 8th February , 2001, published at pages 849 to 850 of theGazette of India , Part II , Section 3 , Sub - section (i) , dated the 3rd 
March, 2001, in para 2 , 

(i) in the opening part, the following shall be added at the end , namely : 
" in the Schedule , against serial number 3 relating to the post of Laboratory Assistant Grade III, - " ; 


[ भाग 


- खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 15, 2001/ भाद्र 24, 1923 


3013 


(ü ) in clause (i), the words and figures ," against serial number 1, relating to the post of Laboratory Assistant Grade 
I," shall be omitted ; 

( iii ) in clause (ii ), the words and figures , “against serial number 3 relating to the post of Laboratory Assistant 
Grade III ," shall be omitted . 

[ FileNo . 6/2001/ FNo. 2/( 10998- E- II] 

GOPAL DASS, Under Secy. 
नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2001 
सा . का . नि . 518. -- राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड 
( समूह क और समूह ख सेवा ) भर्ती नियम , 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम , केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ( समूह क और समूह ख सेवा) भर्ती ( संशोधन ) नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशम की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ( समूह क और समूह ख सेवा ) भर्ती नियम , 1963 की अनुसूची में कनिष्ठ जल विज्ञानी के पद से संबंधित 
क्रम सं. १ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् : 

अनुसूची 
पद का पदों की 

वगीकरण वेतनमाम चयन - सह - ज्येष्ठता सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा 
नाम संख्या 

या योग्यता के आधार केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियम , 
पर चयन अथवा 1972 के नियम 30 के अधीन 
अधयन 

अनुज्ञेय है या नहीं 
2 

6 
सहायक जल 5 * 

साधारण केन्द्रीय 7500- 250 चयन - सह - ज्येष्ठता 
विज्ञानी ( 2001 ) सेवा, समूह ख 12000 रु. 

" कार्यभार के राजपत्रित, 
आधार पर अननुसचिवीय 
परिवर्तनकिया 

किया 
जा सकता है । 


5 


नहीं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए आयु - सीमा 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और 
अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियों के लिए 
विहित आयु और शैक्षिक 
अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों 
की दशा में लागू होंगी 
या नहीं 


7 


नहीं 


30 वर्ष से अधिक नहीं । 

आवश्यक : 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भूविज्ञान/ जल विज्ञान में मास्टर 
किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार डिग्री या सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य । 
सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक वांछनीय : 
शिथिल की जा सकती है ) । 

जल विज्ञान में दो वर्ष का व्यवहारिक अनुभव । 
टिप्पण : - आयु - सीमा अवधारित करने के लिए टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक 
निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 
प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा आयोग के 
होगी ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम , विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों 
मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर , की दशा में तब शिथिल की जा सकती है ( है ) जब चयन के किसी प्रक्रम 
नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित 
के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के 
स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । 
अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के 
अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । 


3014 


THE GAZETTE OFINDIA: SEPTEMBER 15, 2001/BHADRA 24, 1923 


PART II _ SEC. 3(1)] 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रति 
नियुक्ति / आमेलन किया जाएगा 


परिवीक्षा की अवधि , भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे 
यदि कोई हो होगी या प्रोन्नति द्वारा या 

प्रतिनियुक्ति / आमेलम द्वारा 
तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे 
जाने वाले पदों की प्रतिशतता 


10 


11 
सीधी भर्ती किए ( i ) 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा 
गए व्यक्तियों के जिसके न हो सकने पर 
लिए दो वर्ष । प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के म 

हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 
( ii ) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती 
द्वारा । 


प्रोन्नति : ऐसे प्येष्ठ तकनीकी सहायक ( जल विज्ञानी ) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष 
नियमित सेवा की हो । 
टिप्पण : - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने अपनी अहंक/ पात्रता 
पूरी कर ली है , प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ 
व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब कि उनके द्वारा 
की गई ऐसी अहंक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अहंक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से 
या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कन्ष्ठि व्यक्तियों 
सहित , जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है , अगली उच्चतर श्रेणी 
में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । 
प्रतिनियुक्ति : - केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी : 
( क )( i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 
( ii ) जिन्होने 6500 - 10500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष 

नियमित सेवा की है, या 
जिन्होंने 5500 - 9000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर सात वर्ष 

सेवा की है, और 
( ख ) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं 


नियमित 


( पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर 
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार , प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति 
द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके 
अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले 
धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है , साधारतया तीन 
वर्ष से अधिक नहीं होंगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु- सीमा आवेदन 
प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) 


यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा 

आयोग से परामर्श किया जाएगा 
13 

14 
प्रोन्नति/ पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए समूह " ख " विभागीय प्रोन्नति सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी को नियुक्त 
समिति : 

करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना 
. 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड 

- अध्यक्ष 

आवश्यक है । 
2. सदस्य , केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड 

- सदस्य 
2 . उपसचिव, ( भूमिगत जल ) जल संसाधन मंत्रालय - सदस्य 

[ फा . सं. 21 /13/99 - जी डब्ल्यू -1 ] 

सोहन एस. सैनी , अवर सचिव 
टिप्पण : -- मूल नियम भारत के राजपत्र की अधिसूचना सं. सा . का.मि . 563 तारीख 30 मार्च 1963 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनके 

सा . का . नि . 867 तारीख 11 अगस्त, 1973 सा . का. नि. 329 तारीख, 12 मार्च, 1977, सा . का. नि . 682 तारीख 20 जुलाई, 1985 और 
सा. का .नि. 498 तारीख 25 नवम्बर, 1995 द्वारा संशोधन किए गए । 


[ YM 11 - 1953(i) ] 


YRA 7 7447 : 

f 


r 


15 , 2001/475 24 , 1923 


3015 


New Delhi, the 31st August, 2001 
G .S . R . 518 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules further to amend the Central Ground Water Board (Group ‘ A ’ and Group B Services) 
RecruitmentRules, 1963 namely : 

1. ( 1) These rules may be called the Central Ground Water Board (Group ‘ A ’ and Group B Services) Recruitment 
( Amendment) Rules, 2001. 

(2 ) They shall comeinto force on the date of their publication in the OfficialGazette . 

2 . In the Schedule to the Central Ground Water Board (Group A and Group B Services) Recruitment Rules, 1963, 
for serialnumber 9 relating to the post of junior Hydrologists and the entries thereto , the following serial number and entries 
shall be substituted , namely : 

SCHEDULE 


Name of the 
Post 


Classification 


Number 
of Posts 


Scale of PayW hether selection 

by merit or selection 
cum - seniority or 
non - selection posts 


Whether benefit of added 
years of service admissible 
under rule 30 of the Central 
Civil Services (Pension ) 
Rules , 1972 

6) 


No 


" Assistant 
Hydrologist 


5 * ( 2001) 
* Subject to 
variation de - 
pendent on 
workload 


General Central Rs. 7500 -250 - 
Service Group B 12 ,000 
Gazetted , 
Non -Ministerial 


Selection - cum 
seniority 


Age limit for direct recruits 


Educational and other qualifications required for 
direct recruits 


Whether age and 
educational quali 
fications prescri 
bed for direct rec 
ruits will apply 
in the case of 
promotees 


No 


Not exceeding 30 years , 
(Relaxable for Government servants 
up to five years in accordance with 
the instructions or orders issued by 
the Central Government.) 
Note : The crucial date for determining 
the age limit shall be the closing date for 
receipt of applications from candidates 
in India (and not the closing date prescribed 
for those in Assam ,Meghalaya, Arunachal 
Pradesh , Mizoram , Manipur, Nagaland, 
Tripura, Sikkim , Ladakh Division of Jammu 
and Kashmir State , Lahaul and Spiti District 
and Pangi Sub -Division of Chamba district 
of Himachal Pradesh , Andaman and 
Nicobar Islands or Lakshadweep ). 


Essential : 
Master s degree in Geology/Hydrology or 
degree in Civil Enginecring from a recog 
nised University or equivalent. 
Desirable : 
Two year practical experience in Hydrology . 
Note 1 : Qualifications are relaxable at the 
discretion of the Union Public Service 
Commission in the case of candidates 
otherwise well qualified . 
Note 2 : The qualification regarding experience 
is relaxable at the discretion of the Union Public 
Service Commission in the case of candidates 
belonging to the Scheduled Castes and Scheduled 
Tribes, if at any stage of selection , the Union 
Public Service Commission is of the opinion that 
sufficient number of candidates from these 
communities possessing the requisite experience 
are not likely to be available to fill up the posts 
reserved for them , 


3016 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 15 , 2001/ BHADRA 24 , 1923 


Part 1 - SEC . 3 (1 )] 


Period of 
Probation , 


if any 


Two years 
for direct 
recruits , 


Method of recruitment whether by direct In case of recruitment by promotion deputation / 
recruitment or by promotion or by deputa - absorption , grades from which promotion /deputation / 
tion / absorption and percentage of the posts absorption to be made 
to be filled by various methods 
11 

12 
70 23 % by promotion failing which by Promotion : 

deputation and failing both by direct Senior Technical Assistant (Hydrology ) with three 
recruitment 

years regular service in the grade. 
(1 ) 75 % by direct recruitment. 

Note : Where juniors who have completed their 
qualifying elegibility service are being considered 
for promotion , their seniors shall also be considered 
provided they are not short of the requisite quali 
fying /eligibility service by more than half of such 
qulifying elegibility service or two years whichever 
is less and have successfully completed their period 
of probation for promotion to the next higher grade 
alongwith their juniors who have already completed 
such qualifying/ eligibility service. 
Deputation : 
Officers under the Central/State Governments : 
(a ) (1) holding analogous posts on regular basis ; 

or 
( i ) with three years regular service in posts in the 

scale of Rs. 6300 - 10500 / - or equivalent; or 
(i ) With seven years regular service in posts in the 

scale of Rs. 3500 - 9000 /- or equivalent; and 
(b ) possessing the educational qualifications 

prescribed for direct recruitment under column 8 . 
Note : The departmental officers in the fecder cate 

gory who are in the direct line ofpromotion will 
not be eligible for consideration for appointment 
on deputation , Similarly , deputationists shall 
not be eligible for consideration for appointment 
by promotion 
(Period of deputation including the period of 
deputation in another ex -cadre post held imme 
diately preceding this appointment in the same 
or some other organisation / department of the 
Central Government shall ordinarily not exceed 
3 years . The maximum age limit for appoint 
ment by deputation shall not be exceeding 
56 years as on the closing date of receipt of 
application .) 


Ifa Departmental Promotion Committee exists , what is its 

Circumstances in which Union Public Ser 
composition 

vice Commission is to be consulted in mak 

ing recruitment 
13 
Group B Departmental Promotion Committee 

Consultation with Union Public Service Com 
for considering promotion / confirmation :- - 

mission necessary while making direct recruit 
1. Chairman , CentralGround Water Board - Chairman 

ment and appointing an officer on deputation." 
2 . Member, Central Ground Water Board - Member 
3. Deputy Secretary (Groundwater ) 
Ministry of Water Resources - Member 

[F. No. 21/13/99-GW . İ 

SOHAN S . SAINI, Under Secy . 
Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 563 dated 30th March , 1963 and 

subsequently amended vide GSR 867 dated 11th August, 1973 , vide GSR 329 dated 12th March , 1977 ; vide GSR 682 
dated 20th July , 1985 and vide GSR 498 dated 25th November, 1995. 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Publishod by the Controller of Publications , Dellu - 110054 


